२ हिन्दू-धर्म की आख्याथिकाएँ 


के न मिलने पर गड़रिया जिस आकुल भाव से उसे दूढ़ता हैं, 
वेंसी ही आतुरता से धौम्य ने पूछा--/आज आरुणि क्‍यों नहीं 
दीखता ? 

आरुणि पांचाल देश का निवासी था। प्रायः वीस वर्ष से वह 
गुरुकुल में ही रहता था। शास्त्र के | अनेक पोथे पढ़-पढ़कर वह 
थक चुका था, इसीलिए तो वह आश्रम में आकर रहा था । 
अपने आने के दिन से ही उसने गुरु की सेवा को मुख्य वस्तु माना था, 
और उस सेवा में ही उसे जीवन की परम शान्ति मिली थी | गुरु को 
स्‍तान कराना, उनके कपड़े धोना, उनकी पर्णकुटी साफ़ करना, होम 
की सामग्री जुटा देना, गुरु का बिछौना विछा देना, उनके पैर दवाना, 
यही सब आरुणि का काम था। उसके विचार में गुरु के जीवन की 
छोटी-छोटी बातों पर सूक्ष्म दृष्टि रखकर उसने उनका मर्म समझ 
लिया था, और उस जीवन में ही उसे मानव-जीवन की ऊँची से ऊँची 
शिक्षा का अनुभव प्राप्त होता था। गुरु के पाँव पलोटने में अपनी 
देह को खपा देना उसके मन का सच्चा आत्म-दर्शन था। 

गुरु की सेवा से जो समय बचता, उसमें आरुणि दूसरे गुरुभाइयों 
का काम बड़े प्रेम से कर दिया करता। किसी की क्यारियों को पानी 
पिला देता, किसी की पर्णकुटी बुहार देता, किसी की शय्या के पास बेठ- 
कर जागरण करता, तो किसी के बल्कल साँध देता । क्रई शिष्य ऐसे 
होते, जो अपने अध्ययन में आगे बढ़ने के लोभ से अपना काम आरुणि 
से ही करवा लिया करते, ओर समझते कि वात-बात में खूब काम 
करवा लिया । 

गुरु ने पुछा--“आरुणि क्‍यों नहीं दीखता ?” 

“सो गया होगा । एक ने कहा । 


आरुणि ;ल्‍ रे 


“बछड़ों को वाँधता होगा ।” दूसरा बोला । 

बहु टन 5» खेत में खड़ा पक्षियों को उड़ा रहा हैं। उसे कौन 
अध्ययन करना हैँ ? ये कोई अध्ययन करनेवाले के लक्षण हूँ ? बीस 
बरस हो गये, अभी तक एक वल्ली भी तो पूरी याद नहीं हुई।' 

“वह बेचारा न जाने क्‍यों यहाँ आ फँसा है ? उसकी सामथ्ये क्या ?ै 
जब आप वेद का रहस्य समझाते हैँ, टव हमारी बुद्धि भी काम नहीं 
करती, तो फिर वेचारे आरुणि की क्‍या विसात हैं ?” एक वेदपाठी ने 
दया दरसाते हुए कहा । 

धौम्य ने सब वातें शान्ति-पूवंक सुन लीं । क्षण-भर के लिए 
उन्होंने अपने मन को अन्तमुख किया और फिर बोले-- “जब उसे 
आना होगा, आ जायगा । हम अपना काम करें।” 

अभी चर्चा चल ही रही थी कि इतने में एकाएक बादल घिर 
आये, आकाश घना हो उठा, बिजली कौंधने लगी, और कान के परदों 
को चीर डालनेवाली गड़गड़ाहट शुरू हो गई । 

“गूरुजी ! देखिये, पानी तो यह आया !” 

“अरे हाँ, यह आ ही गया ! ” 

“वह देखिये, खेत दीखना बन्द हो गया ! और वह वदली वहाँ 
वरस पड़ी ।” ः 

“यह आया । देखिये, अब तो पेड़ भी नहीं दीखते । 

गुरु ने कहा--'सब मेरी पर्णकुटी में चले जाओ ।” 

और , अचानक मूसलूधार पानी वरसने लूगा। जैसे आकाश में किसी 
ने छेद कर दिया ! पानी कहीं समाता न था । ऐसा रूगता था, 


मानो आकाश समूचा वरस पड़ेगा ! आश्रम में पानी ही पानी 
हो गया । 


ड हिन्दू-धर्म की आखूयायिकाएँ 


“अपने खेत का नया बाँध टूट जायगा, और खेत में बोई फसछ सब 
बह जायगी । उस बाँध को अच्छी तरह पव्रका कर देना चाहिए ।” गुरु 
ने शिष्यों पर दृष्टि डालते हुए कहा । 

“जी, मेंने वल्कल सुखाने डाला है, सो ज़रा देख आऊँ। कहां 
उड़ न गया हो ।” एक रवाना हुआ । 

“गुरुजी ! मेरी पर्णकुटी में पानी टपकता था।” दूसरा गया। 

“मेरी ऋचा थोड़ी कच्ची रह गई हे, इसे पक्की कर लू ।” 
कहकर तीसरा उठा और चल दिया। 

इस तरह एक-के-बाद-एक लगभग सभी चले गये। 

इतने में हाफता-हाँफता आरुणि आया--जी, खेत का बाँव 
अब टूटूतबटूदू हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो जाऊं, और उस पर 
मिट्टी डाल आऊँ। होम की तेयारी करने आया हूँ, सो करके उधर 
चला जाऊंगा ।” 

“आरुणि ! तुम पहले खेत पर जाओ । पानी को वरावर रोक 
रखना, भला ! देखना, क्यारियाँ अखण्ड ही बनी रहें | होम की तंयारी 
तो हो जायगी ।” 

अरुणि भागा । टखने-टखने तक पानी को चीरता, कीचड़-कचरे 
को कुचलता, खू दता, चुभते काँटों को खींच-खींच पर फंकता, आरुणि 
बाँध के पास पहुँचा। 

बाँध टूटने की तैयारी में था । और पानी कहे, कि अभी ही बरसू गा। 
अरुणि आस-पास से मिट्टी लाकर डालने लगा, लेकिन क्या मज़ाल कि वह 
टिक जाय ? मिट्टी तो बह ही गई, और बाँध भी टूटा, और पानी 
कहे कि आज ही बरसू गा ! 

आएरुणि ताकता रह गया । उसके पास सोच-विचार के लिए समय 


आरुणि ५ 
नहीं था ।: अन्तेवास के वीसों वर्ष आज उसके सामने आ खड़े हुए । 
गुरुजी की आज्ञा हैँ कि क्यारी अखण्ड रहती चाहिए। बीस वे में 
एक वार भी आज्ञा का भंग नहीं हुआ। क्या आज उस सब पर 
पानी फिर जायगा ? 

उसी क्षण उसके मन में विजली-सी कौंधी । उसके समूचे शरीर 
में नई शक्ति का संचार हो गया । और इससे पहले कि पानी फूटकर 
बाहर निकले, आरुणि की देह बाँध की जगह जड़े गई। हड्डी और 
मांस के बने उसे जीते-जागते बाँध ने पानी के प्रवाह को रोक दिया, 
और घेंसी आती मिट्टी, मिट्टी के आरुणि पर अपनी तहें चढ़ानें 
लगी । ह 

दूसरा दिन उगा। होम से निपटकर गुरु वाहर आये और पूछने 
लगे--“'आरुणि कहाँ है ? - 

“कहीं भटकता होगा ?” एक ने कहा। 

“जी, अभी इस ओर जा रहा था ।” दूसरा बोला । 

“उसे तो कल वाँध पर भेजा था न ? सो वह भरा आदमी सारी 
रात वहीं पड़ा रहा होगा । उसे तो भाता था, और बंद ने बता 
दिया !” तीसरे ने कहा । 

“अरे हाँ; मालूम होता हैं, रात आरुणि छौटा नहीं । चलो हम 
खेत पर चले ।” गुरु बोले । 

सब खेत की तरफ़ रवाना हुए। 

“आज आरुणि की खबर ली जायगी।” 

“हाँ, आज चोर रेगे हाथों पकड़ा जायगा ।” 

“रोज़ रात को भाग जाता हैँ, और कहता है, में तो गुरुजी के पास 
सोता हूँ । आज अच्छा भण्डाफोड़ होगा ! ” | 


६ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


सब खेत की ओर चले। खत तो वर्षा के कारण खूब ही तर हो 
गया था। चारों ओर देखा; कितु आरुणि कहीं न दीखा । 

४ आरुणि, आरुणि !” गुरु ने पुकारा। 

“आरुणि यहाँ कहाँ होगा ? वह तो कहीं नौ दो ग्यारह हुआ 
होगा ! ” 

“गुरुजी । आज आपकी भी आँख खुल जायगी ।” 

गुरु ने फिर पुकारा--“आरुणि [” 

हाड़-माँसवाले बाँध के कानों से गुरु की पुकार टकराई, और 
आरणि तुरन्त ही अपने ऊपर चढ़ी मिट्टी की तहें खँखेरकर खड़ा 
हो गया और गुरुकी ओर दौड़ा। 

“बेटा, आये !” गुरु ने मिट्टी से सना शरीर छाती से 
लगा लिया। 

आएुणि ने गुरु के चरणों में नमन किया । 

“वयों रे, अब तक कहाँ था ?” एक ने पूछा । 

दूसरे ने आरुणि का हाथ खींचकर उसके कान में कहा--“रात 
कहाँ सो रहा था ?” 

गुरु ने आँखें तरेरते हुए कहा--“'दुष्टो ! तुम नहीं जानते कि 
तुम्हें तो आरुणि को स्पशे करने का भी अधिकार नहीं । तुम अपनी 
बुद्धि और ज्ञान के अभिमान में अन्धे बन गये हो। तुम्हारे मन्त्रोच्चारों, 
तुम्हारी वल्लियों, ऋचाओं, और तुम्हारी छटा ने तुमको बहका रबखा 
हैँ । तुम्हारी विद्या झूठी हैं । सच्ची विद्या तो इस आरुणि ने जानी हू । 

“तुमको आरुणि मूर्ख प्रतीत होता है । किन्तु मूर्लो ! आज तुम 
जो कुछ रटते हो, वह सब रटकर ओर उससे थककर ही तो आरणि 
यहाँ आया हैँ | तुम सब बेद के अभ्यासी हो; किन्तु तुम नहीं जानते कि 


आरुणि * ७ 
इस आएरुणि जैसों की वाणी से वेद बनते हैं। आरुणि ने दूसरों के 
बनाये शास्त्र बहुत घोटे, वहुत चाटे; तुम भी आज किसी के बनाये 


शास्त्रों से अपनी बुद्धि लड़ाते हो; किन्तु आरुणि तो स्वयं ही आज से . 


शास्त्री बनता है । 

“तुम इस आश्रम में गुरु की शरण आये हो; किन्तु गुरु का 
आश्रय दूढ़नेंवाले तुम अपने शस्त्रास्त्र तो छिपाकर रखते हो। 
जब तुम किसी की शरण जाते हो, तो तुम्हारे सभी शस्त्र उसके हो 
जाते हें। फिर तुम अपने शास्त्रों के उपयोग में स्वतन्त्र नहीं रहते; 
फिर तो तुम्हारा यही काम रह जाता है: कि जब आदेश हो, शस्त्र 
उठाओ। क्या तुमने अपने शस्त्रास्त्र इस तरह गुरु को सौंपे हें? 
तुम्हारा शरीर, तुम्हारे हाथ-पर, तुम्हारी इन्द्रियाँ, तुम्हारी बुद्धि, इन 
सबको अपने गुरु के लिए खर्च करने की तुम्हारी तंयारी कहाँ है? 
इस सबकी जड़े में रहे अभिमान को तो तुम पोसते रहते हो। जब 
तक यह अभिमान न छूटे, क्या हो ? 

“बेटा आरुणि ! तेरे मुख पर में वेदों और शास्त्रों का प्रकाश 
देख रहा हूँ । जा तेरा कल्याण हो ! तुझे आत्म-दर्शन हो चुका हैँ।” 


आरुणि चुप रहा । उसने पुनः गुरु के चरणों में नमन किया ॥- 


सब आश्रम की भोर लोट पड़े । 


/#४ 
कि, 


#२ ; 
* उपमन्यु 
धौम्य ऋषि के आश्रम पर आशश्विन सुदी दशमी का चन्द्रमा 
उगा। आँगन में एक पटे पर मृगचर्म बिछाकर ऋषि लेटे हुए हेँ। 
पास ही दूसरे पटे पर बैठी उनकी पत्नी समिधा के टुकड़े काट रही 
हैं। आश्रम में सर्वत्र शान्ति है। शिष्य सब सो गये हैं। 
ऋषि-पत्नी ने कहा--“बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में 
उठतो रहती है। 
ऋषि ने पूछा--“बहुत दिनों से, ? तो फिर आजतक कभी कुछ 
कहा क्‍यों नहीं ? ” ह 
“में खुद उसका हल खोज रही थी, किन्तु मुझे कोई हल 
मिला नहीं; इसलिए आज आप से पूछती हूँ ।” 
“अवश्य पूछो । बात कया है, कुछ सुनू तो ? ” 
/ “यह उपमन्यु आपका परम शिष्य हैँ। मुझे याद है कि शास्त्र 
में उसकी बुद्धि की पंठ देखकर आप भी चकित हुए थे । आपके समस्त 
धिप्यों की बावचीत से ऐसा मालूम होता है कि इधर तो उसने 
योग में भी बहुत उन्नति की हँ । आरुणि तो आज साँझ के समय कह 
रहा था कि उपमन्यु आजकल तीन-तीन घण्टे तक समाधि में रहता है ।” 
ऋषि ने कहा--''ठीक है; किन्तु इससे क्‍या ? 
ऋषि-पत्नी ने समिधा काटने का काम बन्द करते हुए कहा-- 


जज>सक4५०+++++-3ल ०-44 >>: 





उपमन्यु ९ 


“उपमन्यू के इतनी उन्नति कर लेने पर भी आप उसे ज्ञान की परम 
दीक्षा क्यों नहीं देते ? ” 

“वात तो तुम्हारी बिलकुल सच हैं। इतने कम समय में शास्त्र 
और जीवन के रहस्य को समझनेवाक्ा यही एक शिष्य आया हैं |: 
ध्यान-धारणा तो मानो उसके लिए स्वयंसिद्ध ही थे; अपने चित्त के: 
दोपों को परखने की उसकी सूक्ष्मता ने अन्तःकरण की एक-एक तह को. 
उलट-पुलट डाला है; उसने अनेक अशुभ वासनाओं को उलट दिया हैं, 


ओऔर जीवन के समूर्च प्रवाह को परम तत्त्व की ओर अभिमुख 


कर दिया हैं।” 

ऋषि-पत्नी ने बल पाकर कहा---''तो फिर आप उसे ज्ञान की 
अन्तिम दीक्षा क्‍यों नहीं देते ? ” 

“उसका एक कारण हूं ?” 

“क्या 

*उपमन्यु यों तो सब तरह तयार हो गया है, किन्तु उसका एक 
दोप इसमें वाधक हो रहा हैं ।” 

“आपको उसमें ऐसा कौन-सा दोप दीखता हूँ ?” 

“उसकी भूख--अन्न के प्रति उसकी वासना ।” 

: “उपमन्यु को अन्न को वासना हूँ ? फिर तो अपने पिता के महरू 
छोड़कर वह यहाँ भीख मांगने आता ही क्‍यों ?” 

“तुम इसे नहीं जानतीं; में उसके इस दोप को परख सकता हूँ। 
उपभन्‍न्यु स्वयं भी इस वात को जान गया हूँ; किन्तु वह बेचारा विवद् 
हो जाता हूं। यह उसके छलालन-पालन का दोप हूँ । ऐट्वर्यसम्पन्न माता- 
पिता का इृकलछोता लड़का ठहरा । इसलिए जब पानी माँगा, तो लोगों ने 
दूध दिया। ज्ाज जीएन की अन्य सब बातों में उपमन्यु ने विचारवल से 


5 


१० हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


-अपनी काया पलट कर डाली है; किन्तु इस दोष के आगे वह भी हार 
जाता है। उस समय उसकी समझदारी, उसका श्ास्त्र-ज्ञान, और 
उसका योगबल सभी काफ़ूर हो जाते हैं । उसके अन्तर की किसी तह 
में यह दोष घुसा पड़ा हैं । जिस दिन यह निकल जायगा, मुझे उस- 
को दीक्षा देने की भी आवश्यकता न रह जायगी। दीक्षा तो उसके 
अन्दर से अपने आप अंकुरित हो उठेगी; में तो गुरु के नाते उस दीक्षा 
“का स््रागत-भर करूँगा ।” 

ऋषि-पत्नी ने गरदन हिलाते हुए कहा--“यें सब त्वो मुझे, 
'फुसलाने की बातें है। मेरे लिए छोटा भाई समझो तो, और पुत्र 
-समझो तो, सब कुछ उपमन्यु ही हैं। उसे देखकर मेरे हृदय में न 
जाने क्या-बया होने छगगता है । आपने उसे इतनी सारी विद्याएँ सिखाई 
है, तो आप उसका यह एक दोष दूर नहीं करेंगे ? ” 

“दोप मेरे दूर करने से थोड़े ही दूर होने वाला हैं ? जिस दिन 
उसके हृदय से तीर छूटेगा, उस दिन वह अपने आप दूर हो 
-जायगा । 

“किन्नु आप उसको इसका कोई उपाय तो बताइये ।” 

“उपाय में बता सकता हूँ | परन्तु आज ऐसा किसलिए करूँ ?/ 

“किसलिए क्‍यों ? हमें आश्रम-जीवन विताते हुए भाज तीस-तीस 
यरस हो गये। इस बीच आपके एक भी शिष्य को साक्षात्कार नहीं 
हुआ । ऐसी दशा में में दूसरी ऋषि-पत्नियों को क्या मुह दिखलाऊँ ?” 

“तुम कह राकती हो कि जब ऋषि को ही ज्ञान न मिला हों, तो बह 
“शिष्य को क्या दे ? 

“वाह, ऐसा भी कहीं कहते होंगे ? नहीं, आप उपमन्य के लिए 
क्रछ कीजिये । उसकी वासना को मिटाइए। आप जो चाहें- कर सकते 


थक 
ह 


उपमसन्यु ह ११ 


हैं। मेरी कोई बात नहीं; किन्तु इस उपमन्‍्यु के लिए तो अवध्य ही 
कुछ कीजिये।” ऋषि-पत्नी ने ह॒ठपूर्वक कहा । 

“अच्छा ।” 

“देखिये भला, भूलिये नहीं ! कल से करेंगे ?” 

“मेरा मन तो इस विषय में कुछ करना नहों चाहता। यदि दो 
चर्ष बाद भी उपमन्यु को ऐसा ज्ञान मिला, तो उससे उसकी हानि क्‍या 
होगी ? वह आज ही प्राप्त करना चाहे, तो मे कीन उसे रोकता 


च्छ 


हूँ ? और दो दिन बाद प्राप्त करना चाहे, तो हम किसलिए 
खतावली करें ?” 

“देखो फिर ! एक वार स्वीकार कर चुके हो, तो अब बदलो 
नहीं । क्या आश्रम में मेरी इतनी भी न चलेगी ? 

“अच्छा, तो जाओ । तुम्हारी इच्छानूसार सब छुछ हो जायगा 

>९ >८ > 

सर्ेरा हुआ। आश्रम-वासियों ने निद्रा त्यागी । 

“उपमन्यु ॥ आज तुम्हें ढोर चराने जाना हैे। देखना भला, देर 
ने हो जाय ।! 

“जी, महाराज । 

गुरु की आज्ञा वेद-वचन जो ठहरी। शरीर का रोम-रोम मानों 
धिरक उठा। ऐसा लगा, मानों हाथ में छाठी जा गई हो, और पर 
चन की पगडंडियों पर चलने लगे हों ! और वन. के वे वक्ष; वे हरे- 
भरे सेत, और कलरव करते पक्षी; सभी मानो बाँख के सामने आकर 
सह्टे हो गये 
अन्दर से आवाज आई--"बहाँ खाजोगे दया ?” 


उपमन्यु सटपट नहा लिया। जल्दी से गाँव में जाकर भिक्षा के 


१२ | ' हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


आया | यथेच्छ भोजन केर लिया, और फिर गायों के साथ चल 
पड़ा। 
>< >< >्र 

साँझ हुई | उपमन्यु गायों के साथ वापस अश्वम में आया, और जह 
गुरु हवन कर रहे थे, वहाँ हाथ जोड़कर खड़ा रहा । 

“कीन उपमन्यु ! गायें च॒रा लाये, बेटा ! किन्तु आज तुमने 
भोजन का क्या किया ? ” ऋषि ने पूछा । 

“भिक्षा माँगकर ले आया था और खाकर ही गया था।* 

ऋषि गम्भीरता से बोले--“गुरु को निवेदन किये विना जो 
भिक्षान्न खाता है, वह पापान्न खाता है। कल भी तुम्हीं को गायें 
चराने जाना है समझे ? 

“जी, महाराज ।” 

>< >८ >्र 

दूसरे दिन का सबेरा हुआ, और उपमन्यु झटपट भिक्षा माँगने 
निकला। जो भिक्षा मिली, गुरु के सामने लाकर रख दी। गुरु ने 
सारी भिक्षा अपने काम में ले ली। उपमनन्‍्यु बाहर आया और सोचने 
लगा कि गुरु ने कोई भिक्षा छोड़ी नहीं है, तो यों ही वन को चला जाऊं। 

किन्तु इतने में अन्दर से किसी ने कहा--“भूख लगेगी तो ? 

उपमन्यु चल पड़ा-दुवारा गाँव में भिक्षा लेने। भिक्षा लाकर 
यथेच्छ भोजन किया, और फिर गायें चराने निकल्‍ा। 

दूसरा दिन भी पश्चिम में ढला, और उपमन्य ह॒ृवन-कुण्ड के पास 
आकर खड़ा हुआ । 

“कौन उपमन्यु ! आ- गये बेटा ! आज भोजन का क्‍या किया ? ” 
गुरु ने पूछा । 


उपमन्यु १३ 


“आज दूसरी वार भिक्षा ले आया था, और यहाँ से खाकर ही 
गया था ।” 

“यह उचित नहों | शिप्य गाँव से एक ही वार भिक्षा माँग कर 
लायें। कछ भी तुम्हीं को गायें चराने जाना हैँ, समझे ? 

“जैसी आपकी आज्ञा ! ” 

तीसरे दिन स्वेरे उपमन्यू्‌ गाँव से भिक्षा लेकर आया और उसे 
गुरु के चरणों में रख दिया; फिर वह गायों के साथ वन की ओर चल 
पड़ा । 

घोर, घना बन ! ऐन दुपहरी में भी अन्दर धूप का प्रवेश न हो 
पाता था | गायें सब छाँह में बैठी जुगाली कर रही थीं। उपमन्यु 
एक पेड़ पर चढ़कर हाथ-पैर फैलाये लेटा हुआ था। कुछ देर तक वह 
सामवेद के मंत्र गाता रहा, फिर कुछ देर पक्षियों को बुलाता रहा। थोड़ी 
देर तक बंसी बजाई । किन्तु फिर तो वह्‌ थक गया। उसका पेट चिपक 
गया था। आँखें अन्दर धेंस गई थीं, मानो उपमन्यु, उपमन्यु ही न रह 
गया हो ! बहू मन ही मन गुनगुनाने रूगा--“गुझ ने भिक्षामेंसे 
पुछ खाने को दिया नहीं, और दुवारा भिक्षार्मांयकर लाने से रोक 
दिया । आज का दिन भूखा ही रह छू गा, तो वया हो जायगा ? इससे 
भूस पर काबू आयेगा । फिल्‍्तु इस तरह भूख सहने से छास क्या ? 
डुन गायों के चल टूटे पड़ते हैं, इनका घोड़ा दूध पी छू, तो इसमें गुरु 


ट 
भृः 


की आजा का कोई उल्लंघन नहीं ।” 


उपभन्यु पेड़ पर उठ बेठा । धीमे-घधीमे वह नीच उतरा और गायों 
के आमपिल से रृध पीफर उसने अपनी भूस बुला लो। 


तीसरा दिन नी टबा लौर उपगग्प जग्निनधाल़ा मे उपस्यित हथा । 
कि 


मर रच का अप भा ज्‌ हि हास ह ला कक ००३२+ मिद्वाई 2 हक 
“मृछा घटा | आज किस चीए से रख | की 


स्टार 


 शद हिन्दु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


“गायों के दूध से ।” 
“वह दूध तो बछड़ों के लिये और होम के लिए है; हम उसे नहीं: 
द्द् 


उनका दूध न पीना, भला ! ? 

“जैसी आज्ञा ।” 

चौथे दिन भी उपमन्यु गायें छेकर चला। “जब गुरु मेरी 
परीक्षा ही लेना चाहते हैं, तो आज में छ भी न खाऊँगा। एक दिन 
न खाने से कोई मर थोड़े ही जाता है ?” 

उपमन्यु पेड़ पर बैठकर बाँसुरी वजाने लगा । किन्तु बाँसुरी कबः 
तक वजाता ? दूर पर गायों को चरते देख उसका मन चल-विचलरू 
हो उठा। उससे रहा न गया। अन्दर से मानों कोई धक्का मार रहा हो, 
इस तरह वह अचानक उठ बैठा । गुरु ने गाय का दूध पीने की मनाही 
की है। वह दूध बछड़ों के लिए है। सच है, किन्तु बछड़ों के पी 
चकने पर ?” 

पेड़ से नीचे उतरकर उपमन्यु ने एक बछड़ा छोड़ दिया, और 
वह अपनी माँ का दूध पीने लगा । इधर उपमन्यु उसके मुह से दूध 
के झाग समेट-समेट कर अपने मुह में रख रहा था। इस तरह आठ- 
दस बछड़ों के झाग से तृप्त होकर उपमन्यु आश्रम की ओर छौटा। 

“कहो उपमन्यु ! आज दूध-वृूध तो नहीं पिया न ? ” 

“जी नहीं, दूध नहीं पिया; किन्तु दूध पीते बछड़ों के मुह पर जो 
झाग आते थे, सो चाटे हैं ।” ' 

गुरु बोले--'हमें झाग भी न चाटना ,चाहिए। झाग में तो सारा 
सत्व रहता है। कल झाग भी न छेना ।” 
“.. “जैसी आज्ञा ।” 


उपमन्य्‌ ५५. 


जंगल का पाँचवाँ दिन तो उपमन्यु के लिए ब्रह्मा का दिन वन 
गया । झाड़ पर लेटता था और फिर उठ बैठता था। कभी वेद के मंत्रों 
का गान करता. और कभी पीपल के पत्ते तोड़-तोड़कर पानी में 
फेंकता । 

सूर्य अस्त होने आया; गायों ने घर की राह ली। उपमन्यु पीछे. 
पीछे चला आ रहा हैं। मन में सोच रहा हु--आज तो भूख पर 
घिजय मिली !” 

विन्तु मार्ग में अच्छे मज़े के थूहर दिखाई पड़े, और उपमन्यु का मन 
डोला--'नहीं-नहीं, अब तक कुछ नहीं खाया, तो अब क्यों खाऊं ? 
विन्तु चलू, देखू' तो सही । कितने सुन्दर इसके ये फल हैं ! और इन 
फलों पर तो किसी का अधिकार नहीं। ये होम-हवन के भी काम नहीं 
आते।” ु ॥॒ 

अभी सोच ही रहा था कि हाथ भागे बढ़ गया, और थूहर के फल 
अपने टण्ठलों से अछूग होने लगे। इतने में घृहर के दूध की एक घार' 
जाँसों में जा गिरी, भौर तत्तण अन्धता आ गई ! दुनिया सारी 


अँधरे में डूब गई। पगइंडी, पेड़, गाय, कुछ भी दीखता न था । गायों के 
पर की आवाज के सहारे उपभन्यु कुछ ही दूर चला था कि वह एक बड़े 
खनन्‍्दक मे जा गिरा, जोर गिरते ही उसे अपनी क्षुद्रता का बोध 
ही गया । “अरे उपमन्यु | गुर के इतना कहने पर भी लू अपनी भूस 
झो रोगा न सम ? तू बड़ा गेंवार है । अब तो इस झन्दक में ही तेरी 
मोत डिसी दीसती है । गूरो ! मुझे क्षमा करो | मेरे क़मूर माफ़ करो ! 

में आपको भाजा फे शक्षरायं से ही सिपटा रहा, इसको मुझे माफ़ो 


् केक लकर ज्ग्ग किक न चर ०. ०५ शरः की गरः छः 
दे सगे जन्म में भी जाप ही मेरे गुए रहें! ग्रयत्नि ! मे 
के ञऊन्‍ व टओ, 


५६ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


उपमन्यु इधर-उधर हाँथ-पाँव पटक रहा था, कि इतने में भागे 
-को उभरी एक चद्ठान उसके हाथ रूूग गई, और वह उस पर चढ़ गया 
उसका शरीर थर-थर काँप रहा था । 

आश्रम में हवन का समय हुआ | गृरु उपमन्‍्यु की बांट जोह रहें 
थे; किन्तु उपमन्यू दिखाई नहीं पड़ा। पूछ-लाछ करने से मालूम हुआ 
कि गायें तो सब छौट आई हैं; पर उपमन्यु नहीं आया। 

“तो मेरा उपमन्यु कहाँ रह गया ! क्या कोई हि पशु उसे फाड़कर 
'खा गया ? उस साँप ने तो नहीं डेस लिया ?मेरा उपमन्‍्यु भूखों तो नहीं 
मर गया ? ” ऋषि-पत्नी विकलरू हो उठीं। 

गुरु उपमन्यु को ढू ढ़ने चले | कुछ शिष्प्र भी उनके साथ हो लिय। 
'जुंगल में जाकर गुरु ने पुकारा--“उपमन्यू , बेटा उपमन्यु ! ” 

“गुरुजी गुरुजी ! में तो यहाँ एक अन्धे कुएं में पड़ा हूँ ।” 

जिस ओर से आवाज आई थी, गृह और शिष्य उसी ओर बढ़े । 
'इतने में उपमन्‍्यु ने पुकारकर कहा--“'जी, यह तो एक बड़ा-सा' खन्दक़ 
हैं। आप दूर ही रहिए; नहीं, अन्दर गिर पड़ेंगे।” 

सब खन्‍्दक़ के समीप आये। गुरु ने पूछा--'बेटा ! तुम अन्दर 
कैसे गिर पड़े ?” 

“अपने पाप के कारण | गुरुजी में अन्धा हो गया हूँ ।” 

“एँ, अन्धे ! अन्धे कैसे हो गये ?” 

उपमन्यु ने खंदक़ के अन्दर से गुरु जी को अपनी बीती सुनाई। 
गुरु का हृदय द्रवित हो उठा। 

“बेटा घबाराओ नहीं | ठुम अश्विनीकुमार की स्तुति करो। वे 
देवों के वे्य हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा ।” 

उपमन्यु अश्विनीकुमारों की स्वुति करने लगा। जीवन से निराश्ष 


उपमन्यु १७ 


होकर बैठनेबाला आदमी जिस आद भाव से स्तुति करता है, उसकी 
उपेक्षा कौन कर सकता है ? अचानक ख़न्दक़ में प्रकाश छा गया, गौर 
अध्विनी कुमार आ पहुंचे । 

“उपमन्यु ! हमें क्‍यों बुलाया है ?” 

“देव ! में अन्धा हो गया हूं । कृपा कर मुझे दृष्दि दीजिये ।” 

“बस, यही काम था ? लो, यह अपूप हैं। इसे तुम खालो। 
तुम्हारी आँखें तुरन्त खुल जायेंगी ।” 

“में इसे नहीं खा सकता । इस खाने की हाय से उबरने के यत्न में 
तो में आपकी कृपा का भिखारी बना हूं ; इस खाने ने मुल्ते मार डाला 
हैं ।” उपमन्यु ने कहा । 

“ब्िन्तु यह तो दवा है। यदि तुम दृष्टि चाहते हो, तो तुम्हें यह अपूप 
साना होगा ।” मु 

“मुझे दृष्टि मिल जाय और में देस सक्‌, तो अच्छा ही है; नहीं तो 
कोई बात नहीं । किन्तु गुर की आज्ञा के बिना अब में कुछ भी मूह में 
नहीं हाल सकता । यह मेरा निश्चय है ।” 

अध्विनोगुमार तनिक चिढ़कर बोले--“तुम्हारे धौम्य ने भी 
अपने गुर की आज्ञा के बिना यह अपूप साया घा। बया तुम अपने 
गूर से भी बढ़ गये ? 

“प्रभी, यह मेरा संवल्प हैं। इस संकल्प या स्याग करके में द 
मही चाहता 


ध्टि 


कद 


अध्यिनीफुमार गुर धौम्य के पास गये , उपमन्यु के लिए अपप खाने की 


लाशा भाण को, भौर फिर उस्ते अपूष ल्िटाया। बदिवनीकरमारों 
जा 

हार सक ईः हट जी 

के शपा से उपमग्यु फिर इंसने झगा, और यह सदा से 

यार आया। 


१८ हिन्दू-धर्म की आखु्यायिकाएँ 


खन्‍दक़ के किनारे गुरु-शिप्य भेंठे । उपमन्‍्यु का सारा शरीर पसीने 
से तर हो गया । 

गुरु ने कहा--“बेटा ! तुम्हारी मांता तुम्हारे बिना छठपटा रहीं 
होगी; चलो, झटपट आश्रम को चलो |” 

सब आश्रम की ओर चल पड़े । ऋषि-पत्नी आश्रम के द्वार पर 
बेठी थीं, सो उठ खड़ी हुई | उपमन्यु ने उनकी गोद में सिर डाछ 
दिया । 

“बेटा ! चिरंजीव रहो ! जब इस आरुणि न जाकर कहा कि तुम 
अच्धे हो, गये हो और खनन्‍दक़ में पड़े हो, तभी मेरी आँखों के सामने 
अंधेरा छा गया | यह सब तुम्हारे गुरु का क़सूर हैँं।” 

“'क़ुसूर मेरा या तुम्हारा ? ” गुरु हसे । 

“मेंने तुम्हें इतना कठोर कभी नहीं जाना था। ये सब तुम्हारे 
बच्चे हैं या दुश्मन ? यदि मुझे इस आश्रम में रहने देना है, तो यहाँ 
ऐसी परीक्षायें नहीं चल सकेंगी।” 

“तो क्या साक्षात्कार सेंतमेंत में हो जाता है ? बेटा उपमन्यु ! 
तुम्हारा अन्तेवास आज समाप्त हुआ। तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी 
बाट जोहते होंगे। तुम्हें उस अन्धकूप में ही ज्ञान की उपलब्धि हो 
चुकी है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो ! ” 

उपमन्यु ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, और ऋषि-पत्नी की 
गोद में सिर रकखा। गुरु-पत्नी ने उसका सिर सूघा, उसके भाल प्र 
तिलरूक लगाया, और उसे शुभेच्छाओं के साथ बिदा किया । 

॥ु 


विजय किसकी 


“बयों, क्या मातरिश्वा अभी तक नहीं आये ? जातवेदा भी 
दिखाई नहीं पड़ते । इन्द्रासन पर आरुढ़ होते हुए देवराज बोले । 

“अग्निदेव तो ये आ रहे है; मात्र मातरिश्वा नहीं आये।” 
पूषा ने नमृतापूर्वक उत्तर दिया । 

”जो ! मुझे थोड़ी देर हो गई; वायुदेव अनी आते ही है।” 
अग्नि ने अपना आसन ग्रहण करते हुए कहा । 

देवराज एन्द्र अभ्निदिव की ओर देखवार बोछे--जापकी जौर वाय 
मी सहायता के बगरण अबकी हम जसुरों को पराजित कर सके ! 
आपके घिना यट संभव ने था ।! 


लए 


अग्नि ने उत्तर दिया-- हमने तो अपनी शवित देवराज के चरणों में 
सट्टा दी? । घसे, जब घसुरी ने घोर फोछाहट के साथ पहली बार झात- 
गण दिया, तब तो एमने भी सोचा कि अब देवों छा पृष्य समाप्त दुआ ।! 

"फीडिये, ये वायूदेव भी पधार। वस्ध ने द्वार की ओर दृष्टि 
हराम जता मरा । 


प्काररिय पागदय ।  एन्ट्र में छ्ासग दिया । 
झा 


पद किजशाजो ० हचव 7 अकजल पं ओह 5272 व ब्ह्जज्र मर रे >> आज ) 
्ष्व एस के शाम ऊझार पण्ा लझ्ा एल सरेया घाया मी 
हक डक 08:४7 पिएं शाजईलडाएाहड पफचइुच या हयएश एू! प >> हर 
एड कक जाओ, पडनच्चए न 5, फ्तत ्तृ 


२० हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


“ इसमें हमने विशेष कुछ नहीं किया । यदि ऐसे समय भी हमारा 
बल काम न आये, तो फिर उसका उपयोग क्या ?” मातरिश्वा ने थोड़े 
गे के साथ कहा । “पूछिये इन अग्निदेव को,। उस महासुर को मारने 
में हम पर क्या बीती थी ?” 

इस प्रकार देवसभा में चर्चा चल ही रही थी कि इतने मे द्वार के समीप 
एक आकृति दिखाई दी, और इन्द्र का ध्यान अचानक उस भोर गया। 

“वहाँ द्वार पर कौन है ?” 

पूषा ने देखा, वरुण ने देखा, अग्नि ने देखा, सब देवों ने : देखा, 
ओर सब स्तब्ध हो गये । 

“कौन है वहाँ ?” 

सव चुपचाप येठे रहे। सब मन ही मन सहम उठे । 

“अग्निदेव ! हम सबमें आप सबसे अधिक तेजस्वी हूं; अतः 
जरा जाकर देख आइये कि वहाँ कौन है ।” 

“जी, बहुत अच्छा ॥” 

अग्निदेव द्वार के पास पहुँचे, किन्तु कुछ पूछ न सके। इसपर 
उस आक्ृति ने पूछा--''तू कौन हूँ ?” 

“में प्रसिह्ठ अग्नि हूँ। में जातवेदा हूँ। समस्त उत्पन्न वस्तुओं 
को में जानने वाला हूँ | 

“ऐसी बात हैँ ? तो बता, तुझमें बल कितना है ?” 

“इस पृथ्वी में और अन्तरिक्ष में जितने भी स्थावर-जंगम पदार्थ 
है, उन सबको जलाकर भस्म करने की शक्ति मुझमें हैँ ।” 

“तो ले, इसीको जला।” कहते हुए उस आकृति ने घास का 
एक तिनका उसके सामने रक्‍वा और कहा--'स्थावर-जंगम पदार्थों 
को जछाने की वात हम बाद में करेंगे।” 


रंग कद्ाके। < 5 


अग्नि तैयार हुआ, और तिनके पर अपने वलछ का प्रयोग करने 
, छगा। छेकिन तिनका सुलगे तव ने ? अग्निदेव तो इस छोर पर जाते, 
भर उस छोर पर जाते; तिनके को उलटते-पलटते; किन्तु एक चिन- 
गारी भी झड़े तो कंसे झड़े ? स्थावर-जंगम पदार्थों को भस्म करने 
की उनकी शवित आज दे जाने कहाँ चली गई 

अन्त में अग्नि हारा-यका लौट आया। उसके मुह पर छुज्जा की 
छालो छा गई थी। उसने सिर नोचा करके कहा--०"में नहीं जान 
सका मिः वह कौन हैं।! 

सारी सभा निस्‍्तेज हो गई। जातवेदा न जान सकें, इससे बढ़- 
कर आश्चयय और क्या हो ? 

धयायुदेव | बह कौन हैँ, सो आप जरा जाकर देख आयेंगे ? 

वायू को कहने की देर थी। प्रचण्ड वेग से वह द्वार के पास 
पहुँचा | किल्‍्तु केवल पहुंचा ही; वहा पहुंचकर तो वह नी स्तब्ध भाव 
से सड़ा रह गया। 

"तू फौन है १ 

में मातरिश्या, आकाश में थविचरण बरनेवाला; में प्रसिद्ध 
पाय हैं । 

“पच्छा | तो उमप्तमें गया बढ हू? 

“पी पर भौर अन्तरिक्ष में छितने भी स्थावर-जंगम पदार्य हूं 
उन सेठ गधे एफ पल में उड़ा देने की शपरित मुझमें है । 

“मो देसें, इसे उड़ाझर दिखा। काने हुए आहति ने पास 
एप थी विगवाय गायू वेः सामने रबशा और बहा--हपावर 


पदार्थों बो रहा ईनसे मी बात हम दाद में झरेंगे ।”! 


है] 


| 
44, 
हि 


8 १७ |" द ःप्ने बढ ब्ब्क न्न्क 
देय या गा एस दिगपा पर अपने दफा प्रयोग सारे में एज्जानी 


हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


मालूम होने ऊगी--कहाँ वायु, कहाँ तिनका ! बह वेग से तिनके 
पर झपटा और उसे उड़ाने का भगीरथ प्रयत्न करने छूगा; किन्तु 
तिनका तो हिला तक नहीं! वायू थका और खिसियाना होकर 
लोट आया। 

“में उस आकृति को नहीं पहचान सका । 

विजयोत्सव मनाने वाले देवों की यह कैसी दशा ? “हे इन्द्र, हे 
मघबन्‌, अब तो आप ही उसे पहचाचकर आइये।” देवों ने कहा। 

' अग्नि और वायु-जैसे तो वापस आ गये । भला, वह क्या है ! 
कौन है ?” इस प्रकार विचार करते-करते देवराज इन्द्र द्वार की 
ओर चले। उनके पैर घीमे पड़ रहे थे; उनका श्वास मन्द था; 
उनका मन किसी गहरी चिन्ता में छीन हो गया था। आज के 
विजयोत्सव की धूम-धाम से मानो वह दूर चले गये थे ! 

दरवाज़े के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई न दीखा ! ' इन्द्रासन 
पर से देखी हुई आकृति कहाँ अदृश्य हो गई ! वह कौन था ? कहाँ 
चला गया ? 

देवराज इन्द्र वहीं समाधि में लीन हो गये । उनका मन उस 
आकाश में स्थिर हुआ | कुछ देर वाद वहाँ, उस स्थान पर, उमा प्रकट 
हुई । समरत संसार का सौन्दर्य उम्रा में उत्तर आया था। उनका 
शरीर सोने की भाँति दमकता था ! 

द्वार पर उम्रा को देखकर देवराज के हृदय में साहस का संचार 
हुआ, और उन्होंने पूछा--“कुछ समय पहले यहाँ जो था, वह क्या 
था! 

देवराज के दीन बदन को प्रफूल्ल करती हुईं उमा बोलीं--“वे 
तो परमात्मा थे। ये तुम्हारे अग्नि और वायु स्वयं जिस बल का 


विजय किसकी ? २३ 


अभिमान करते है, वह बल उन्हें कहाँ से मिला है ? तुम देव और 
अगुर, दोनों एक ही प्रजापति वेः पुत्र हो, और अमसुर तुमसे बड़े भी है । 
फिर भी विजय तुम्हें फंसे मिली, सो तुम जानते हो ? तुम्हें इस बात 
का होश है कि तुममें जो कुछ हैँ, सो परमात्मा का है, बौर तुम तो 
निमित्तमात्र हो; इसी कारण तुम देव हो, जौर इसीसे तुम्हारों विजय 
हैं। अमर परमात्मा की परवाह नहीं करते, और इस अभिमान में 
मस्त कि थे स्वयं ही सब कुछ हें। इसीलिए वे असुर 

“मेरी समस में नहीं आया कि परमात्मा आये वयों और गये क्‍यों ? 

“अमुना । असुरों को हराकर तुम सव उत्सव मनाने को एकन्र 
हुए । तुम तो यही मानने लगे कि तुम्हारी ही शक्ति से अयुरों का 
पराजय हआ हूैँ। तुमको भी अपने बल् का अभिमान हो गया घा; 
और अग्नि व थायु तो मानों फूलकर कृष्पा ही हुए जा रहे घे। यह 
देख परमात्मा को तुम पर दया आई। यदि तुम को भी अभिमान 
था जाय, तो तुम भो असुर हुए या जोर फोई ?/ 


रू 
े 


3  हगर गाने ई पेरने मे लि तर रे 2 मर्राध 
“तुमे असुर दगाने से रोगने वे: लिए, तुम्हारे देवत्व को सुरक्षित 


बन 


रखने थे लिए, तग्यारे जनिमान को सप्ट के 


25 हे 


के तुम्हें ठिकाने हाने के 
लिए, और यह मिद्ध करने के लिए झि संसा 


े ; 


देघासुर-संग्राम में विजय 
शेया की पी ३, परमाह्य ने घट रोप घारण किया, जौर भगर्नि एवं बाय 
रद 


झगो मी चमतलार दिखा दिया। बेटा | जाओो। नम देवों के राजा 


0॥ झूथे लगा समगे ये भाव जायत पऐगा दि तुम संबमे जो शंग्नि 
४ , सकी परमामा की 7, सदरक सम देश गीत जिन कण से 
इस विश्मरण ही जायगा, उसी कण से सम झमर जो। इसमें 
हट यही दि देबासूससंश्राम में शागिर जीत देंगों को हो टै।! 


हिन्दू-वर्म की आम्यायिकाएँ 

मालूम होने छगी--कहाँ वायू, कहाँ तिनका ! बह बेग से सिनके 
पर झपटा और उसे उड़ाने का भगीरथ प्रयत्त करने छगा; किल्तु 
तिनका तो हिला तक नहीं ! वायु थका और खिसियाना होकर 
लोट आया। 

“मैं उस आकृति को नहीं पहचान सका ।” 

विजयोत्सव मनाने वाले देवों की यह कंसी दशा ? "हें इद्ध, हे 
मघवन्‌, अब तो आप ही उसे पहचानकर आइये।” देवों ने कहा । 

“अग्वि और वायु-जैसे तो वापस आ गये । भला, वह वया है ! 
कौन हैं ?” इस प्रकार विचार करते-करते देवराज इन्द्र द्वार की 
ओर चले। उनके पैर धीमे पड़ रहे थे; उनका इवास मन्द था; 
उनका मत किसी गहरी चिन्ता में लीन हो गया था। आज के 
विजयोत्सव की धूम-धाम से मानो वह दूर चले गये थे ! 

दरवाज़े के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई न दीखा ! “ इन्द्रासन 
पर से देखी हुई आकृति कहाँ अदृश्य हो गई ! वह कौन था ? कहाँ 
चला गया ?” 

देवराज इन्द्र वहीं समाधि में लीन हो गये । उनका मन उस 
आकाश में स्थिर हुआ | कुछ देर बाद वहाँ, उस स्थान पर, उमा प्रकट 
हुई ॥ समरत संसार का सौन्दर्य उमा में उत्तर आया था। उनका 
शरीर सोने की भाँति दमकता था। 

द्वार पर उम्रा को देखकर देवराज के हृदय में साहस का संचार 
हुआ, ओर उन्होंने पूछा--“कुछ समय पहले यहाँ जो था, वह क्‍या 
था! 

देवराज के दीन वर्दन को प्रफुल्ल करती हुई उमा बोलीं--'वे 


ु 


तो परमात्मा थे। ये तुम्हारे अग्नि और वायु स्वयं जिस बछ का 


विजय किसकी ? र्रे 


'अभिमान करते है, वह बल उन्हें कहाँ से मिला हैं ? तुम देव और 
असुर, दोनों एक ही प्रजापति के पुत्र हो, और असुर तुमसे बड़े भी है । 
फिर भी विजय तुम्हें केसे मिली, सो तुम जानते हो ? तुम्हें इस बात 

' का होश है कि तुममें जो कुछ हैं, सो परमात्मा का है, और तुम तो 
निमित्तमात्र हो; इसी कारण तुम देव हो, और इसीसे तुम्हारी विजय 
है। असुर परमात्मा की परवाह नहीं करते, और इस. अभिमान में 
मस्त रहते हे कि वे स्वयं ही सब कुछ हैं। इसीलिए वे असुर हें ।” 

“मेरी समझ में नहीं आया कि परमात्मा आये वयों और गये क्‍यों ? ” 

“धुनो । असुरों को हराकर तुम सब उत्सव मनाने को एंकत्र 
हुए । तुम तो यही मानने लगे कि तुम्हारी ही शक्ति से असुरों का 
पराजय हुआ है। तुमको भी अपने बछू का अभिमान हो गया था; 
और अग्नि व वायु तो मानों फूछकर कुप्पा ही हुए जा रहे थे। यह 
देख परमात्मा को तुम पर दया आई। यदि तुम को भी अभिमान 
आ जाय, तो तुम भी असुर हुए या और कोई 2” 

“तुम्हें असुर बनाने से रोकने के लिए, तुम्हारे देवत्व को सुरक्षित 
रखने के लिए, तुम्हारे अभिमान को नष्ट करके तुम्हें ठिकाने लाने के 
लिए, और यह सिद्ध करने के लिए कि संसार के देवासुर-संग्राम में विजय 
देवों की ही है, परमात्मा ने वह रूप धारण किया, और अग्नि एवं वायु 
जैसों को चमत्कार दिखा दिया । बेटा ! जाओ। तुम देवों के राजा 
हो । जब तक तुममें यह भाव जाग्रत रहेगा कि तुम सबमें जो शक्ति 
है, सो परमात्मा की है, तवतक तुम देव हो। जिस क्षण तुम्हें 
इसका विस्मरण हो जायगा, उसी क्षण से तुम असुर हो। इसमें 
सन्देह नहीं कि देवासुर-संग्राम में आखिर जीत देवों की ही है।” 
इतना कह कर उमा अदृश्य हो गई और देवराज सभा में लौटे । 


४3४0१: 24 0 व जूक रू 2 ८ कम 5 कक अं 


र्४ हिन्दू-धर्म की आख्यायि काएं 


सभा में आकर इंद्र ने देवों को सारी बात कह सुनाईं। सुनकर 
अग्नि गौर वायू को भी होश हुआ; और सबके मन में क्षण भर के 
लिए जो असुरावेश आ गया था, वह निकल गया | 

इन्द्रने पूछा---“विजय किसकी ?” 

अग्नि ने कहा---'विजय परमात्मा की ।” 

इन्द्रने पूछा--'“विजय किसकी ?” 

वायु ने उत्तर दिया--''विजय परमात्मा की ।” 

इन्द्रने पुछा--'“विजय किसकी ?” 

सबने एक साथ कहा--“विजय परमात्मा की ही, अन्य किसी. 
की नहीं ।” 


ब्रह्मा का गये 


एक बार ब्रह्मा को गर्व हुआ | 

“कितनी मनोहर हैं मेरी यह सुष्टि ! आकाश से बात करनेवाले 
ये बड़े-बड़े पंत, हिमालय की गोद से निकक कर बहनेवाली ये 
गंगा-यमुना, ये हूम्बे-चौड़े मैदान, यह विशाल महासागर; ये सब 
कितने सुन्दर हैं ? साँझ-सबेरे आकाश में रंगों का चौक पूरती यह 
संध्या को मेंने न बनाई होती तो ? और तारों व नक्षत्रों से जगमगाने 
वाला यह आकाश ! मेरे-चाक पर से प्रतिदिन न जाने कितने मनुष्य 
उतरते हैं; पशु-पक्षी और कृमि-कीटों की तो ग्रिनती' ही क्या ? यह 
सव मेरे हाथों होता हैं ! में न करूँ, तो और कौन करे ? यह सब मेरीः 
शक्ति का प्रभाव हें!” 

इस तरह सोचते-सोचते ब्रह्मा उठ खड़े हुए। उनकी छाती फूलीं 
उनकी दृष्टि एक वार अपनी समस्त सृष्टि पर दौड़ गई, और अन्तः 
में दूर के एक रास्ते पर पड़ी, और जहाँ की तहाँ ठिठकी रह गई ! 

ब्रह्मा नें आज तक सब प्राणी उत्पन्न किये थे, किन्तु ऊँट 
नहीं वनाये थे। रास्ते पर ब्रह्मा की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने देखा, 
दो-दो की क़तार में ऊँटें की पाँत चली जा रही हैँ | ऊँटों पर कोई 
बठा नहीं है, किन्तु प्रत्येक ऊँट की पीठ पर एक-एक बड़ी सन्दृक रस्सी सेः 
वेधो है | ब्रह्मा के आइचर्य का पार न रहा। - 


॥॒ 


२६ हिन्दू-वर्म की आख्याग्रिकाएँ 


“मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेने ऐसा जानवर कभी बनाया हो !- 
ऐसी लम्बी गरदन गौर यह छटकता ओंठ मेने कभी नहीं बनाया। 
किसी प्राणी के ऐसे अंग में कभी बना सकता हूँ ? तो फिर यह जानवर 
आया कहाँ से ? 
ब्रह्मा तो गहरे विचार में डव गये | अपने बनाये हुए आज तक के 
सभी प्राणियों को एक-एक करके याद कर गये; फिर भी यह तो नथा 
ही था। और, ऊठों की पाँत तो एक के बाद एक चली ही आ रहो थी। 
ब्रह्मा पूछे भी किससे कि भाई यह जानवर क्‍या हैँ, और कहाँ से आया 
है ? ऊँटों के साथ कोई आदमी भी तो दिखाई नहीं पड़ता ! सुबह दिन 
उगने से लेकर साँझ को दिन डूबने तक ऊँटों की क़तारें आती ही रहीं, 
और ब्रह्मा भूख-प्यास भूलकर यह नाटक देखा किये। 
इतने में शाम हुई। ब्रह्मा का बनाया सूर्य पदिचम दिशा में ढल पड़ा, 
और अदृश्य हो गया। ब्रह्मा की अपनी बनाई संध्या आकाश में खिल 
उठी, और दूर एक ऊंट पर बंठे हुए आदमी के चेहरे पर चमकने लगी | 
दूर ऊँट पर बेंठ हुए उस आदमी को देखकर ब्रह्मा के जी मे 
जी आया; आशा हुई कि अब कुछ पता चल सकेगा । 
जैसे-जैसे वह ऊँटठ निकट आता गया, उस पर बंठा हुआ आदमी 
अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसके शरीर का रंग बादलों के रंग 
से मिकता था; उसके हाथ में एक लाठी थी; लाठीवाले 'हाथ को 
*कुमर पर रखकर और लाठी को पेर की अंगुलियों में उलझाकर वह 
चारों तरफ़ देखता था । उसके पास एक मज़बूत रस्सी थी । 
ज्यों ही ऊँठ निकट आया, ब्रह्मा ने पुकारा। किन्तु वह आदमी 
नत्वारों ओर देखते हुए भी ब्रह्मा की तरफ़ नहीं देखता था !* 
“अरे, ओ भाई !” 


ब्रह्मा का गे २७ 


आदमी ने सामने नहीं देखा । 

“अरे, ओ भाई ![” 

वह भला क्‍यों किसी की ओर देखने लगा ? मानो कुछ सुनता ही 
नहीं ! 

“अरे, ओ'' भा ड़ हट! 

आदमी ने अत्यन्त झान्ति के साथ गरदत घुमाकर ब्रह्मा की ओर 
देखा । उसकी आँखें नीचे को झुकी हुई थीं; ऐसा छंगता था, मानों 
उसके लेखे ब्रह्मा कोई चीज़ न था ।” 

ब्रह्मा ने पूछा--“भाई ! ये सव जानवर किनके हैं ? ओर तुम 
इन सबको लेकर कहाँ जा रहे हो ?” 

आदमी ने उत्तर दिया--“ तुम्हें इससे क्या मतलूब हूँ ? मुझे जाने 
की जल्दी है । साँझ तो हो गई। मुझे व्यर्थ रोको मत... 

“किन्तु भाई, कुछ कहो तो सही ! तुम मुझे पहचानते नहीं ? में 
ब्रह्मा हूँ । यह सारी सृष्टि मेने बनाई है, किन्तु यह जानवर मेने अभी तक 
नहीं बनाया। मेरी समझ में नहों आता कि आखिर यह आया कहाँ 
से। इन सब जानवरों को किसने वनाया है, और तुम इन्हें कहाँ लिये 
जा रहे हो ? कुछ कहो, तो मेरे मन-की उलझन दूर हो ।”* 

आदमी ने ऊंट को खड़ा किया और कहा--““अच्छा, तो सुनो । 
ये सव जानवर ऊंट है। ब्रह्मा को -अभी ऐसे ऊेट बनाने का अधिकार 
नहीं मिला। इसमें से प्रत्येक ऊंट पर एक-एक सन्दूक़-है, और हरएक 
सन्दूक़ में एक-एक ब्रह्मा हैँ ।” - 

“एक-एक ब्रह्मा !” ब्रह्म तो सुनकर हक्‍्के-वक्‍्के- रह गये। 

“हाँ, हरएक में एक-एक ब्रह्मा | तुम्हारी इस एक सृष्टि के समान 
इस विश्व में करोड़ों सूृष्टियाँ हैँ, और प्रत्येक सृष्टि का एक-एक ब्रह्मा 


२८ हिन्दू-धर्म की आख्याथिकाएँ 


है। शेपशायी भगवान्‌ के पास अभी-अभी यह शिकायत पहुँची हँकि 
कुछ सृष्टियों के ब्रह्मा अभिमानी बन गये हैं, और मन ही मन अपने 
को भूल वेठे हैं। इसलिए भगवान्‌ ने मुझे आजा की है कि जिस 
सृष्टि का ब्रह्म अभिमानी बन गया हो, उसे वहाँ से हटाकर रस्सी 
से वाँध लू, और भगवान्‌ के सामने पेश कह; एवं उसके स्थान पर 
सन्दूक़ में बैठे नये ब्रह्मा को रख आऊं ।” 
ब्रह्मा तो इस वातचीत के बीच ही आँखें मूंदकर ध्यान में लीन 
हो गये थे। उनके अन्तस्तल में स्वयं शेषशायी भगवान्‌ अंकित होने 
लूग। 
उस आदमी ने कहा--“मुझे मालूम हुआ है कि इस सृध्टि का 
ब्रह्म भी........ हा 
किन्तु सुने कौन ? ब्रह्मा के कान तो अंदर पेठ गये थे। इच्द्रियाँ 
सब निश्चल थीं 
सुदूर पूर्व में चन्द्रमा झाँकने लगा; और कुछ देर वाद ब्रह्मा का 
ध्यान भी समाप्त हुआ । उनकी आँखें निर्मेल थीं। देखते क्या हैं कि न तो 
वहाँ वह आदमी है, न वे ऊंट हैं, न पेटियाँ ! 
आंद्र हृदय से ब्रह्मा पुकार उठे--हे प्रभो ! हे देवाधिदेव ! में 
बहा हूँ, तुम्हारे नाभिकमरू से जन्मा हूं, और तुम्हारी शवित द्वारा: 
४ काम करता हूँ। में तुम्हें भूल गया, और मुझे ठिकाने लाने के लिए 
कहे इतना कष्ट उठाना पड़ा। दयालो ! मुझे सद्ब॒ुद्धि दो। मूल से 
विच्छिन्न होकर में कैसे टिक सकता था ? प्रभो ! तुम्हारी जय हो, 
जय हो, जय हो ! ”' ह 


रः 


$ ४ ४ 


हंसकाकीयम.' 

गंगा के किनारे बरगद का एक बड़ा पेड़ था और उस बड़ के आसरे 
में पक्षियों की एक बड़ी बस्ती रहती थी । 

पूर्व में प्रभात हुआ। सारी रात जो वरगद गूगा वना रहा, वह 
अब मानो जँभाई लेकर और आलस तोड़कर उठ .बैठा; जैसे 
उसकी वाणी का स्रोत फूट पड़ा हो। भागीरथी का घीर, गंभीर नीर 
कुल-कल छल-छल नाद के साथ बह रहा था। ऐसे समय तीन हंस 
बरगद के नीचे आ पहुँचें। शुद्ध रवेत वर्णवाले माचस-सरोवर के राज- 
हंस ! सफेद झक उनके पंख, और मोती-मरार का दाना चुगनेवाली 
उनकी सुन्दर लाल चोंचें ! ज्राज वे कोई पचास कोस का मार्ग तय 
करके आये थे; उनके मुंह पर और उनके पंखों पर थकान की तमनिक-सी 
छाया थी । । 

पंख समेट कर हंस वरगद के नीचे बैठे । 

वड़ पर एक कौवा रहता था। काजल-से काले उसके पंख, और « 
पंखों से भी अधिक काली उसकी चोंच। दो आँखों में से एक आँख झूठी 
और दो पैरों में एक पर लंगड़ा। जीभ पर सरस्वती विराजती थीं ! 

हंसों को देखकर कौवा भाई काँव-काँव करके फुदकने लगे; कभी 
गरदन टेढ़ी करते, कभी कानी, आँख घुमाते; कभी इस डाल से. उस : 
डाल पर फुदक कर बैठते ओर कभी अपनी चोंच साफ़ करने लगते । 


३० हिन्दू-धर्म की आखूयायिकाएँ 


“यह कौन बैठा है यहाँ ?” कौवे ने अत्यन्त तिरस्कार-पूर्वक कहा 
और अपनी एक टाँग उठाकर उसने हंसों पर चिरक दिया। हंस आराम 
से बेठझे थकान उतार रहें थे। उनमें से एक हंस बेताब हो उठा; 
अभी उसकी जवानी फूट ही रही थी। कौवे की वीट पड़ते ही नौजवान 
हँस ने ऊपर देखा । 

“अरे, तुम कौन हो ? यहाँ क्‍यों आये हो ? क्या यह बड़ तुम्हारे 
बाप का है ?” कौवे ने पूछा । 

...हंसों ने जवाब नहीं दिया | यह देख कौवे को और जोश आ गया ॥ 
वह चार डाल नीचे उत्तरा, और ज़्यादा जोश से काँव-काँव करने लगा । 
बोला-- “अरे, बोलते क्‍यों नहीं हो ? मुह में जीभ-वीभ है या 
नहीं ?” 

कौवा और दो चार डाल नीचे उतर आया। अबकी वह बिलकुछ 
ही पास आ गया। उसका काँव-काँव तो जारी ही था । 

कौवे के कर्कश स्वर से थककर एक हंस ने उत्तर दिया--'हम 
राजहंस हैँ। आज हरूम्बा पथ पूरा करके थक गंये हें। इसलिए कुछ 
देर यहाँ बैठकर विश्राम कर रहे हें। अभी चले जायेंगे ।” 

“तो कुछ उड़ना-उड़ाना भी जानते हो, या यों ही इतने बड़े-बड़े 
पंख लिये बेठे हो ?” कौवा भाई तो फूले नहीं समा रहे थे। फिर बड़ 
पर चढ़ गये, और उड़ने लगे। 

नौजवान हंस कौवे की ओर टकटकी लगाये था। 

किन्तु कौवे से कहीं रहा जाता ? वोछा--'यों घूर-घूरकर क्‍या 
देख रहे हो ” उड़ना जानते हो, तो आ जाओ। में इकक्‍्यावन तरह की 


उड़ाने उड़ना जानता हूँ। देखो, यह दूसरी, यह तीसरी और देखो; 
यह चौथी, और यह बिलकुल नई ![” 


हंसकाकीयम्‌ ३१९ 


कौवे की इक्यावन उड़ानें ! बाँई आँख मूदे और एक उड़ान हो 
जाय, दाहिनी मूंदे और दूसरी; चोंच को ऊपर उठाये * रवखे, तो 
तीसरी, और नोचे झुकाये रखे, तो चौथी। इस तरह कौवे ने अपने 
इक्यावन प्रकार तैयार कर रक्‍खे थे, और खेल सारा वरगद के आसपास ! 

दो-चार प्रकार की उड़ाने दिखाकर कौवा फिर नीचे उत्तर आता, 
और छाती फुलाता, ऐंठ कर चलता, हंसों के सामने आता, और कहता-- 
“ऐसा कुछ जानते हो ?” ९ 

इस तरह कौवे की इकक्‍्यावन तरह की उड़ानों का प्रदर्शन पूरा 
हुआ | किन्तु हंस जवाब दें तब न? हंसों की चुप्पी से कौवे 
महाशय का हौसला और भी बढ़ गया और वह बोले--“है हिम्मत 
मेरे साथ उड़ने की ? इक्यांवन प्रकार में से कोई दो-चार तो उड़कर 
दिखाओ | दीखते तो छेलछवीले हो ! शरम नहीं आती ?”.... 

वृद्ध हंस चुप ही रहें, किन्तु उस युवक हंस का खून खौल उठा ।' 
बोला--''दादा ! मूझे जाने दो न ?” 

“इस कौवे की सात पीढ़ियों ने कभी हंस देखे नहीं । हम तो 
मानस-सरोवर के राजहंस हें । हम इस कौवे के मुह क्‍यों छगें ? हम 
इसके साथ होड़ में उतरें, तो इसे व्यर्थ की झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
जाय । भले न बकता रहे ! हम तो अभी चल पड़ेंगे।” उस अनुभवी 
हंस ने जवाब दिया। 

किन्तु इससे उस नौजवान के मन को सन्तोष न हुआ। उसके 
पंख चुलवुलाने रूमें; उसका दिल दुखने रूगा । वोला--“ना दादा ! 
मुझे तो जरा इसे दिखाने दो ?” 

“नहीं भाई, नहों ।” 

किन्तु जवानी आखिर उछली ! नौजवान हंस सामने आया गौर 


छू 


शेर हिन्दू-धर्म की -आख्यायिकाएं 


बोला--“भाई ! तुम्हें इक्यावन उड़ानें आती हैं; उतनी तो में नहीं 
जानता । पर एक उड़ान जानता हैं।' 

“कितनी, एक ! छिः छि: ! एक में क्या धरा हैँ?” 

नौजवान हंस बोला--“उस- एक उड़ान में तुम मेरे साथ उड़ना 
चाहो, तो चछो ।” 

कौवा भाई छाती फुलाते हुए आगे आये और बोले--' एक ही ? 
बस, केवल एक ? अच्छा, तो चलो ; एक तो एक ही सही; लेकिन मेरी 
इक्यावन उड़ाने तो देख छी हें न? एक और इक्यावन का फ़रक 
तो समझते हो न ?” 

और दोनों की एक उड़ान शुरू हुई। टेढ़े-तिरछे उड़नेवाले कौवा- 
भाई आगे और धीर गतिवालय नौजवान ' हँस पीछे। कौवाभाई का 
खेल तो रोज़ बड़ के आस-पास ही होता रहता था, किन्तु आज दोनों 
'नदी की ओर मुड़े। दोनों ने गंगा के घुटने-घुटने पानी को पीछे 
छोड़ा, और आगे बढ़ गये। कौवे के हष॑ का पार ने था। कौवाभाई 
ज़ोर मारकर बराबर आगे रहने की कोशिश करते थे, और हंस तो 
सहज भाव से उड़ता चछा आ रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर 
'कौवा मुड़ां और बोला--““इतने पीछे क्‍यों रह जाते हो ? थक गये 
'हो, तो कह देना। कहने में शरम-संकोच न रखना। यह तो पानी 
का काम हैँ । हम तो रात-दिन के अभ्यासी ठहरे; तुम्हारी हमारी 
'वरावरी क्‍या ?” | 

हँस ने कहा--'कोई बात नहीं, उड़े चलो ।” 

और आगे कौचा, पीछे हंस । 

फिर कुछ दूर उड़ने के बाद कौवाभाई बोले--.“'तो अब तुम थक 
गये होगे, चलो अब लौट चलें |” 


बन 


हंसकाकीयंम्‌ ३३ 


हंस ने शांति-पूूवंक जवाब दिया--“नहीं, नहीं । में तो तनिक 
भी नहीं थका हूँ। तुम उड़े चलो, मेरी फ़िकर न करो ।” 

आगें-आगे कौवाभाई, और पीछे-पीछे हंस । किन्तु कौवाभाई तो थक 
चले। कोई न कोई बहाना निकालते, और लौटने की वात करते, पर हंस 
' से एक ही जवाब मिलता--“उड़े चलो ।” 

आखिर कौवाभाई थक गये | उनका दम फूलने लगा, और पंख 
पानी को सतह को छूले छगे। ये 

नौजवान हंस पीछे-पीछे उड़ता आ रहा था। बोला--“कहिये, 
कौवाभाई ! भला, यह कौन से प्रकार की उड़ान हैं ? यह तो कोई 
नई ही उड़ान माल्म होती है ! ” 

कुछ देर बाद तो कौवाभाई के पंख भोंग गये, और सिर पानी 
में डूबने-उतराने रूगा | 

“कहिये, कौवाभाई ! यह आपका इक्यावनवां प्रकार तो नहीं है 
न? यह उड़ान इतनी कछिन क्‍यों छूगती है ? '” 

बिना प्यास के पानी पीते-पीते बरगद के राजा कौवाभाई बोले-- 
“भैया ! यह इक्यावनवाँ प्रकार नहीं । यह तो मेरे जीवन का अन्तिम 
प्रकार हैं।” 


राजहंस को दया आ गईं; वह फुरती से कौवे के पास पहुंचा, . 
और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। 

हंस ने कहा--''भाई ! मुझे तो एक ही उड़ान आती है। 
अब जरा देखो,मेरी यह एक उड़ान। अच्छी तरह जमकर बंठना, 
भला | 

और हंस तो उड़ा सो उड़ा । हिमालय के शिखरों को पार करके मानस- 
सरावर तक पहुँचनेवाल्ा राजहंस, गंगा के घाद को चीरकर उस पार 


३४ | हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


पहुँचा और वहाँ से एक लम्बा चक्‍कर लगाकर, कौवाभाई को विशाल 
आकाश-दर्शन कराता हुआ वापस बरगद के नीचे आ गया । हंस को नीचे 
उतरा देख कोवाभाई की जान में जान आई |. 

लेकिन आखिर कौवाभाई तो कौवाभाई ही ठहरे ! 

हंस ने ज़मीन पर पर रक्‍्खा, इतनें में तो कौवा काँव-काँव करता, 
पीठ पर से उड़कर पेड़ पर पहुँच गया, और फिर बरगद की उसी डाल 
पर से एक बार फिर हुंसों पर चिरक दिया ! कौवा और क्‍या करंता ? 

कुछ देर बाद राजहंस उड़ गये । 


॥ 
समुद्र-मन्धन 
कश्यप के दिति और अदिति दो स्त्रियाँ थी। दिति के पुत्र देत्य, 
और अदिति के देव | दत्य उमर में देवों से बड़े | देत्यों का शरीर-बल 
देखकर देव तो त्राहि-त्राहि चिल्लाते हुए भाग खड़े होते। विद्या में भी 
ये देत्य देवों से रंचमात्र कम न थे। इन देत्यों और देवों के बीच 
सनातन वेर था। सूर्य उगे बिना रहे, तो देव-दानव लड़े बिना रहें। 
देवों को मारना, पीटना, सताना; दुनिया में खाना, पीना और 
मौज उड़ाना; इस तरह वरतना, मानो दुनियाँ में दूसरा कोई हैँ 
ही नहीं; ये सब काम थे, जिनमें देत्यों को अनोखा आनन्द आता था। 
देव बेचारे ग़रीव ठहरे; अधर्म करते उनका दिल काँपता था; इन्द्रियों 
के संयम पर उन्हें श्रद्धा थी; समूचे विश्व का नियंत्रण करने वाली 
सत्ता में उनकी आस्था थी; वेचारे कपट-युद्ध में हारते, तो दौड़कर भगवान्‌ 
विष्णु के पास जाते, और उनके सामने अपना दुखड़ा रोते । 
एक वार युद्ध में देव केवल हारे ही नहीं, वल्कि सर्ववाज्ष के किनारे 
पहुँच गये । देवों के अनेक योद्धा जो धरतो पर गिरे, सो फिर उठ ही 
नहीं; और इस तरह उनकी सेना क्षीण होने लगी । इन्द्र, अग्नि, और 
वरुण के समान धुरन्चरों को चिन्ता ने ग्रस लिया। अन्त में त्रस्तहोकर 
सभी भगवान्‌ विष्णु के पास पहुंचे, और हाथ जोड़कर वोले--..“प्रभो ! 
अब तो हम मर गये। ये दानव हमें सुख से नहीं रहने देंगे | ये जब 
यद्ध बारने निकल न जाने केसे इनकी सेना जैसी की दंदी बनी 


३६ हन्दू-धर्म की आख्याथिकाएँ - 


हती है ! किन्तु हम तो क्षीण होते चले जा रहे है। प्रभो ! अब 

आप ही हमें मार्ग दिखाइय्रे ।” 

भगवान्‌ ने कहा--''देवो ! गे सब समझता हूँ; मेरे पास इसका उपाय 
भी तंयार है । जब तक आप सब अमृत नहीं पिग्रेंगें, तब तक आपके 
लिए कोई निस्तार नहीं; अतएव श्रेप्ठ उपाय तो यही है कि आप सत्र 
अमृत पियें |” 

एक देव ने कहा--/प्रभो ! लछाइये न, अभी हो पी लें । हम कीन 
इन्कार करते हेँ।” । 

विष्णु बोले---''अमृत किसी और ने आपके लिए तैयार करके नह 
रक्त है; वह तो आपको स्वयं प्राप्त करना होगा ।” 

इन्द्र ने नमृतापु्वेक पुछा--'प्रभो ! कृपया बताइये, हम यह अमृत 
कैसे प्राप्त कर सकते हूँ ?” ; 

विष्णु ने कहा--“इस अमृत की प्राप्ति के लिए तो आपको सागर 
का मन्‍्थन करना पड़ेगा ।” 

“सागर का मन्थन ?” अग्नि ने पूछा । 

“सागर के जल को बिलोना होगा ?” वायु बोले । 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हाँ, सागर का मच्यन करना होंगा। 
किन्तु ऐसे महान्‌ क्षीर सागर को बिलोना अकेले आपके बूते की बात 
नहीं ।* 

“तो फिर हमें क्या करना चाहिए ?” इन्द्र ने पूछा । 

“इस मन्थन में आप दैत्यों को भी अपने साथ रकक्‍खें |” 

“प्रभो ! तब तो हम बेमौत मर जायेंगे। यदि मन्यन में देत्य भी 
साथ रहे, तो वे अमृत को हाथोंहाथ उठाकर ले भागेंगे । हमारे हिस्से 
तो मन्थन में पसीना बहाना ही रह जायगा !” इद्ध से कहा । 


समुद्र-मन्धन ३७ 


भगवान्‌ वोले--'भाइयो ! वात ऐसी नहीं । जरा धीरज से काम 
लो । समूचे सागर को बिलोना तुम्हारे सामथ्य की बात नहीं है। तुम 
देत्यों के साथ मिलकर ही यह मन्थन करो। में भी इस मर्न्धन में तुम्हारे 
साथ हूँ न ? प्रवन्ध ऐसा किया जायगा कि मन्थन का अमृत तुम्हीं को 
मिले, और दैत्यों को न मिले । तुम इसकी चिन्ता न करो ।” 

फिर तो देत्रों ने दैत्यों को समझाया, और अमृत की लालसा से दैत्य 
बढ़े उत्साह के साथ उनके सहयोगी वन गये। ऐसे महान्‌ मन्धन के 
लिए मन्दार पर्वत की मथानी वनाई गई, और वासुकी से रस्सी का 

काम लिया गया । 

भगवान्‌ विष्णु, देव और देत्य सागर का मनन्‍्थन करने लगे। 
वासुकी को मनन्‍्दार के चारों ओर लपेटकर उसका मु हवाला भाग 
विष्णु ने और देवों ने पकड़ा, और पूछवाछा भाग देत्यों के लिए रक्खा। 
इस पर देत्य गुस्सा हो गए। बोले--तुम मुह के पास का उत्तम भाग 
पकड़ो, और हमारे लिए पू छवाला हिस्सा रहने दो, यह कंसे हो सकता 

? हमें मं हवाला भाग पकड़ने दो । 
द्र, अग्नि आदि सोच में पड़ गए--''यह तो सिर म॒ डाते ही ओले 

पड़े .! पहले ही कौर में मदखी ! अभी अमृत तो निकला नहीं, और 
झगड़ा शुरू हो गया ? ” 

किन्तु विष्णू ने देवों के कान में कहा--'“यह जगह इन उल्टी 
सोपड़ीवालों के लिए ही है । यहाँ म्‌ह के पास वासुकी के विप की 
स्पटे उठेंगी । इस जगह उन्हें ही रहने दो; और चलो, हम सब पूछ के 
पास चले ।! 

अन्त में देवों ने पूछवाला भाग पकड़ा, बौर देत्यों ने मुहवाला 
भाग संभाला 


हिस्इ्रम का आस्यामिकाएँ 


और फिर तो घम-घरम, समाधरम, घसावम, घमर, समर मस्थन के 
काम शुरू हुआ । मन्दा र एक चक्कर धृमता और सागर सारा सछे-ऊपर 
हो जाता--उसकी सतह पर झाग हो शाग छा जाते ! 

कुछ ही देर बाद मन्दार परत्रत समुद्र के अच्दर चंसने लगा । मन्दार 
के लिए नोचे टिकने का कोई सहारा न था; दगछिए बह अन्दर जाने 
लगा, और देवों के हाथ को रस्सी खिचने छगी | देव घबवराए | मयानी 
को टेका किस चीज का दिया जाय ? मन्दार पव॑ंत-ज॑सी मथानी के लिए 
मामूछी टेके से क्या काम चछे ? देवों मे सोचा, बाजी विमड़ना 
चाहती है । इतने में भगवान्‌ बोले--'“और कोई उपाय न हो, तो में 
स्वयं कछुए का रूप धारण करके मन्दार को अपनी पीठ का आधार 
दूगा। आप सब हिम्मत न छोड़िये। मन्दार को बराबर टेककर सागर 
को विलोते रहिये ।” 

देवों के हप का पार न रहा । 

भगवान्‌ विष्णु कछआ बने । कछुए की पीठ पर मन्दार को टिकाया 
गया, और देवों व दानवों ने फिर मन्थन शूरू किया। मन्दार के घम-घम 
घूमने से सागर का जल विलोया जाने लगा, जलूचर सभी कुचले जाने 
लगे, और कुछ देर बाद अन्दर से सुरभि नाम की गाय वःहर निकली । 
सुरभि गाय को बाहर आई देख कुछ देवों और कुछ दानवों ने रस्सी 
खींचना बन्द कर दिया, और थे गाय के लिए आतुर बन गये। 

' यह गाय मेरी हैँ !” 

'यहे सुरभि तो हम हछेंगे ! ” हि 

ऊँछ क्षणों के लिए वहाँ थोड़ा कोलाहलरू-सा मच गया $ मन्धन 
' शिथिलू पड़ने लगा; इतने में सागर के अन्दर से गंभीर आवाज़ आई-- 
“मन्थन चलने दो; मनन्‍्यन शिथिल न करो । इस सुरभि के जैसे तो 


समुद्र-मंन्थन ३३९ 


अनेक पदार्थ मन्थन के कारण प्राप्त होंगे । किन्तु हमें इनसे कोई 
मतलब नहीं; हमें तो अमृत से काम है । जब तक वह अमृत न निकले, 
हमें आराम नहीं करना हे। ये सुरभि आदि जो पदार्थ निकलेंगे, उनके 
उपयोग की बात हम वाद में सोच छेंगे।” 
देवं-दानव जान गये कि यह तो स्वयं भगवान्‌ ही बोल रहे हैं; 
इसलिए उन्होंने फिर से रस्सी कसी, और मंन्थन पूरे वेग के साथ 
शुरू हो गया। फिर तो मन्धन से वारुणि निकली, पारिजातक प्रकट 
हुआ, अप्सरायें उत्पन्न हुईं, कौस्तुभ मणि वाहर आई, शांत शीतल 
चन्द्रमा ऊपर आया, और उच्चे:श्रवा नामक घोड़ा सतह पर आ गया । 
जब तक ये सब चीजें निकलती रहीं, देव भौर दानव दृढ़ रहे, और 
मन्यन में कोई शिथिलता न आई। किन्तु मन्थन करते-करते जब मक्खन 
की तरह हलाहल विष ऊपर तैर निकला, और उस विष से ज्वालायें 
प्रकट होने लगीं, तब तो सभी घबराये। सब सोचने लगे कि भव घड़ी 
दो घड़ी में प्राणिमाव का संहार हो जायगा। देव और दैत्य तो मथानी 
और रस्सी छोड़कर भागने लगे, और हलाहल विप ने उनका पीछा किया। 
देवों ने पुकारा--हें प्रभो | अमृत निकालते-निकालूते यह तो विष 
निकल आया | बचाओ, प्रभो बचाओ ! 

पुनः एक बार सागर के अन्दर से धीर गंभीर वाणी सुनाई पड़ी-- 
“घबराओ मत । ऐसे समुद्र-मन्थन से तो विप भी निकंलता है, ओर अमृत 
भी। यदि हमें अमृत लेना है, तो विष को पचा जाने की शक्ति अकेले 
एक महेश्वर में हैं । प्राणिमात्र के हित के लिए वे यह विप पो लेंगे। 
ऐसे प्राण-प्रातक विप को पीने का अधिकार महेश्वर-जैसों को ही है ।” 
सबने काँपते हुए हुदय से यह सब सुना, ओर फिर जब द्वंकर ने 

उस विष को अपने गले में स्थान दिया, तव फिर से मन्धन के काम 


४० हन्द-धम का आस्यायकाश 


में लगे। अब तो मबाती दुगने धैग से घूमने छगी; दानव आस मृ देकर 
रस्सी खींचते ही रहे; और थोड़ी ही देर में अमत का करण हाथ में 
लिये धन्वन्तरी फेन पर दिखाई पह़े। 

“आया, आया ! अमृत निकछ आया ! 

सबने मथानी और रस्सी फेक दी । दानवों ने तो सोचे धन्बन्तरी के 
हाथ में रबखे अमृत-कलश पर ही धावा बोल दिया। 

अब क्या हो ? देव भी अमृत लेने दौड़े; किन्तु बह तो करनी 
का देत्यों के हाथ में पहुंच चुका था ! 

देव बहुत ही घव्रा गयं-'हमने कहा नहीं था कि देत्यों को साथ 
रखेंगे, तो अमृत की एक बूंद भी हाथ नहीं आयगी ! ” 

विश्व के सत्त्व भी घबरा उठे--“जो दंत्य आज बिना अमृत के 
प्राणिमात्र से त्राहि-त्राहि बुलवाते हें, वे सब अमृत पी लेंगे, तो ब्रह्मा, 
की सृष्टि कैसे चलेगी ? 

इस बीच मन्वन के समाप्त होने पर भगवान्‌ विष्ण ने मोहिनी स्वरूप 
धारण किया और वे समृद्र के किनारे आये। सुन्दर शरीर, सुकोमरू 
हाथ, पतली कमर, मनोहर चाल, और इन सबसे बढ़कर मधुर-मृद्ु 
हास्य ! 

मोहिनी को देखते ही देत्य तो पागल हो उठे; वे अपनी सुधवु 
खो बठे और किसी अदृश्य पाश से वंधकर मानों उसकी ओर खिंचने 
लगे। देत्यमात्र की इन्द्रियों में भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया । उनकी आँखों 
और उनकी वाणी का कोई ठिकाना न रह गया, और वे सब मदोनन्‍्मत्त बनकर 
नाचने, कूदने व खेल-तमाशे करने छंगे। दैत्यों की इस मोहावस्था 
के बीच वह अमृत-कलश मोहिनी के हाथों में आ गया। मोहिनी ने दैत्यों 
को हँसाया, फूसलाया, नचाया, कुदाया, खेल खिलाये, आगे-पीछे दौड़ाया 


समुद्र-मन्थन का 


और ज्यों-त्यों करके सव अमृत देवोंको पिला दिया। काम समाप्त करके 
मोहिनी अदृश्य हो गई। 

राक्षतों में केवल एक राहु चुपचाप अमृत पी सका था। किस्तु 
अभी अमृत उसके गले के नीचे उतरा ही था कि इतने में उसका सिर बड़से 
अलग हो गया। 

देव सब अमृत पीकर अमर बने । मन्धन समाप्त हुआ। मन्दार 
और वासुकी अपने-अपने स्थान को चले गये। और देत्य आपस 
में लड़ते, झगड़ते, झल्लाते, देवों को सताने की नई-नई योजनाभों पर 
विचार करने लगे । 


न हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


में लगे। अब तो मथानी दुगने वेग से घूमने छगी; दानव आँख मूं दकर 
रस्सी खींचते ही रहे; और थोड़ी ही देर में अमृत का कलश हाथ में 
लिये धन्वन्तरी फेन पर दिखाई पड़े | 

“आया, आया ! अमृत निकलछू आया !” 

सबने मथानी और रस्सी फेंक दी । दानवों ने तो सीधे धच्वन्तरी के 
हाथ में रकखे अमृत-कलश पर ही धावा बोल दिया। 

अब कया हो ? देव भी अमृत लेने दौड़े; किन्तु वह तो कभी 
का देत्यों के हाथ में पहुंच चुका था ! 

देव बहुत ही घबरा गये-“हमने कहा नहीं था कि देत्यों को साथ 
रखेंगे, तो अमृत की एक बू द भी हाथ नहीं आयगी ! ” 

विश्व के सत्त्व भी घबरा उठे--“जो द॑त्य आज बिना अमृत के 
प्राणिमात्र से त्राहि-त्राहि बुलवाते हें, वे सब अमृत पी लेंगे, तो ब्रह्मा, 
की सृष्टि कैसे चलेगी ? ” | 

इस बीच मन्थन के समाप्त होने पर भगवान्‌ विष्णु ने मोहिनी स्वरूप 
धारण किया और वे समुद्र के किनारे आये। सुन्दर शरीर, सुकोमल 
हाथ, पतली कमर, मनोहर चाल, और इन सबसे बढ़कर मधुर-मृदु 
हास्य ! 

मोहिनी को देखते ही देत्य तो पागल हो उठे; वे अपनी सुधबुध 
खो बैठ और किसी अदृश्य पाश से बंधक्र मानों उसकी ओर खिंचने 
लगे। देत्यमात्र की इन्द्रियों में भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया । उनकी आँखों 
और उनकी वाणी का कोई ठिकाना न रह गया, और वे सब मदोन्मत्त बनकर 
नाचने, कूदने व खेल-तमाशे करने छगे। दैत्यों की इस मोहावस्था 
के बीच वह अमृत-कलश मोहिनी के हाथों में आ गया। मोहिनी ने दैत्यों 
को हँसाया, फुसलाया, नचाया, कुदाया, खेल खिलाये, आगे-पीछे दौड़ाया 


समुद्र-मन्यन ४१. 


और ज्यों-त्यों करके सब अमृत देवोंको पिछा दिया | काम समाप्त करके 
मोहिनी अदृश्य हो गई । 

राक्षपों में केवठ एक राहु चुपचाप अमृत पी सका था। किस्तु 
अभी अमृत उसके गले के नीचे उतरा ही था कि इतने में उसका सिर घड़से 
अलग हो गया । 

देव सब अमृत पीकर अमर बने । मन्यत समाप्त हुआ। मन्द्रार 
ओर वासुकी अपने-अपने स्थान को चले गये। और देत्य आपस 
में लड़ते, झगड़ते, झलल्‍्लाते, देवों को सताने की नई-नई योजनाओं पर 
विचार करने लगे । 


सन्चा यज्ञ 
“महाराज | आप तो अनेक युगों की बातें जानते हे। आज हमारे 
हाँ जैसा यज्ञ हो रहा है, वया वैसा पहले किसी ने क्रिया था ?” 
भीमसेन ने श्रीकृष्ण से पूछा ) 
सव भोजन से निवृत्त होकर राजमहल के चबूतरें पर वबंठ हाथ 
धो रहे थे। भगवान्‌ वेदव्यास, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भीष्म, द्रो' 
युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सभी थे। 
और सखा ! एक वात पूछ ? यज्ञ तो कई हुए होंगे; किन्तु दे 
विदेश के राजा-महाराजा युविष्ठिर के चरणों मे अपने मुकुट रू 
देश-विदेश के भण्डार यज्ञ के लिए खाली हो जाये, देश-विदेश के राज 
कुमार साधारण सेवक बनने में प्रतिष्ठा अनुभव करें, चौवीसों घएं 
वेदध्वनि होती रहे, प्रतिदिन एक छाख पत्तलें पड़ें, ब्राह्मणों को सार 
जीवन की कमाई से भी अधिक दक्षिणा मिल जाय, और अग्निदेव को 
इन वर्षों में इंधर कभी न मिला हो, उतना घी इस एक ही यज्ञ में मिल 
जाय, ऐसा यज्ञ तो मेरे विचार में, जब से यह दुनिया बनो है, तब से 
आज तक यह पहला ही हुआ होगा । आपका क्या चिचार है ? अर्जुन ने 
छाती फुलाते हुए पूछा । 


युधिष्ठिर एक ओर बैठे, सिर झुकाये, हाथ धो रहे थे । उनके कान 
इस तरफ छगे हुए थे। | 


5 


सच्चा यज्ञ डर 


श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ वेदव्यास की ओर देखा; दोनों एक क्षण के 
लिए मन ही मन मुस्कराये, दोनों जगजूने योगी वात का मरम समझ गये । 

इतने में नकुल बोल उठा--“जरा देखिये तो ! यह कैसा 
विचित्र प्राणी हू ?” 

भीम ने कहा-- इसमें देखना क्या था ? यह तो नेवला है। तुम 
नेवले को नहीं पहचानते ?” 

नकुल बोला-- किन्तु यह कसा नव ? आधा पीछा और आधा 
सटमेला ?” * 

श्रीकृष्ण बोले--“दीखता तो नेवला ही हँ; कहिये व्यासजी, 
ठीक है न ?” 

“हाँ, आकृति तो नेवले की हूँ, किन्तु हूँ विचित्र ! आधा छरीर 
सोने की तरह दमक रहा है ।” व्यास ने झान्तिपूर्वक जवाब दिया। 

युधिष्ठिर को जिज्ञासा हुई--'यह यहाँ, इस जूठन में, अपना बदन 
वयों पिस रहा है ? 

नीम बोला--'भंया, जब जानवरों को खुजली चलती हूँ, तो सब 
ऐसा हो करते है ।' ह 

सहदेव ने कहा--'लेकिन यह तो घिसता ही चला जाता हैं । बारी- 
वारी से सिर, पर, पीठ, अगलू-बगल, सभी इस जूठन में घिसा करता 
हूँ। नेबले तो बहुत देखे हें; लेकिन ऐसा तो जोवन में कभी नहीं 


“अच्छा, तो हम इसकी जाँच करें। व्यास भगवान्‌ बोले । उन्होंने ' > 


जपन कामण्टल के पानी से बंजली भरों, मंत्र पद्ा और शेजली का 


पाना सपलझ पर छिड़का । छिड़कते ही वह मन्ृप्य की भाषा में बोलने 
8 "गाज पछ्दा 


+ 


स्श्हत हजार हक 
्ठा हः सुधिप्यिर पत यह बन झथा ह , 


डेढ़ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


सब के कान खड़े हो गये । युत्रिष्ठिर महाराज खिसिया गये; भीम 
और अर्जुन मन-ही-मन दहय्यत खा गये, पर ऊपर से हिम्मत दिखाते रहे । 

अर्जुन ने कहा-- वाह रे अनोखे नेबले ! ऐसे यज्ञों का कया महत्त्व 
और मूल्य है, सो तेरे समान क्षुद्र प्राणी क्या समझें ?” 

भीमसेन ने ललकारते हुए कहा--“नेवले ! तू वाल-बच्चोंवाला 
होगा; इसलिए कहता हूँ, जा, झटपट अपने बिल में घुस जा। जानता 
है, में कीन हूं?” 

“झूठा, झूठा, यह यज्ञ झूठा है !£ 

श्रीकृष्ण आगे बढ़े--'हे नकुल ! तू नहीं जानता कि अर्जुन ऐसे 
* महान्‌ यज्ञ को झूठा कहनेवाले की जोभ काट लेगा । और यह असंभव 
है कि सत्यवादी युधिष्ठिर के यज्ञ को तू खोटा कहे, और भीमसेन 
तुझे चूर-चूर न करे। इसलिए सोच-समझ कर बोल; यह .ढिठाई तुझे 
महँगी पड़ जायगी।” 

“झूठा, झूठा, यह महायज्ञ झूठा है ! आप सब तो देव पुरुष हूं । 
आप और भगवान्‌ व्यासजी तो समूचे संसार का हृदय पढ़ सकते 
हैं। में अपनी बात.आपके सामने रखता हूँ । पहले आप उसे सुनिए, 
और फिर सोचिए कि मेरा कहना यथार्थ है या नहीं ।” नेवले ने- 
जवाब दिया। 

“अच्छी बात है। सब सावधान ! सुनो। बोल भाई, तुझे क्‍या 
कहना है ।” व्यास जी ने कहा। 

नेवले ने कहना शुरू किया-- 

“महाराज ! नैमिषारण्य में एक ब्राह्मण कुटुम्ब रहता हैँ । ब्राह्मण, 
ब्राह्मणी, उसका पुत्र और पुत्रवधू । वह अपना सारा जीवन तप और 
उपासना में बिताता हैँ । चारों प्राणी उच्छ्यृत्ति से अपना निर्वाह करते 


००३० आत जब दि 20 २०३7४ 7४८००६४४#आद 2007० वय५ 


सच्चा यज्ञ ५ 


हें । हर सोमवार को ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों खेत में जाते हैं 
ओर किसानों के खलिहान से अनाज घर ले जाने के बाद जो दाने 
वहाँ विखरे पड़े रहते हैं, उन्हें वीनकर घर ले आते हैं। ब्राह्मणी और 
उसकी पुत्रवधू दोनों उसे झ्ञाइ-ज्लालककर और वीन-चुनकर साफ़ 
करती हैं। सत्तू बनाती हैं, ओर चारों चार भाग करके उसे खा लेते हैं । 
इस तरह सप्ताह में एक दिन, सोमवार को, वे अपने दारीर को भाड़ 
देते हैं; शेप समय में वे भले, उनका तप भला, और भले उनके 
महेश्वर ! 

एक दिन सोमवार को ब्राह्मण और उसका पुत्र खेतों से 
पायछी, दो पायडो अनाज वीन कर छाये । घर में सास-वहू ने मिलकर 
उसका सत्ू तैयार किया, और पलास के पत्तों के दोने बनाये | ठीक 
मध्याद्ष का समय हुआ; ब्राह्मण की उपासना पूरी हुई; सब भोजन 
के लिए अपने-अपने आसन पर आ व॑ैठे। ब्राह्मणी ने चार दोनों में 
सत्त्‌ परोसा, इतने में बाहर से आावाज़ आई--“भवति, भिन्नां देहि !” 

ब्राह्मण तुरन्त ही दोना छोट्फर उठ खड़ा हुआ । द्वार पर जाकर 
बोला--''महाराज ! पधारो, स्वागतम्‌ । 

द्वार पर अस्सी वर्ष पाया एक बूद्ा लड़ा था; ऊँचा, पूरा, क़दावर 
घरीर, किल्तु जर्जर हो चुका घा; हाथ की छाठो थरवर काॉपतो 


थी 


दी; पेट पीठ ने चिपका हुआ था । 
“महाराज  पधघारों 7 द्राद्मथ अतिधि दो अपने 


४६ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


“महाराज ! भोजतल तैयार है; पधारिये ।” 

“में एक डग भी नहीं चल सकता, भाई ! जो हो, यहीं ले * 
आओ | बढ़े ने लाठी एक ओर रक्‍खी, और सिर पर हरपेटा हुआ - 
दुपट्टा एक तरफ़ रख दिया । ह 

“यहाँ चूहे वग्ेरा तो नहीं हेंन ? इस दुपट्टे में थोड़े कोदों बॉ 
घूढ़े ने पूछा । 

“नहीं, महाराज ! झोंपड़ी में एक भी चूहा नहीं है ।” 

“तो बहुत अच्छा । लेकिन, वैसे, यह अचरज की बात तो है कि .. 
तुम्हारे घर में चूँहे का नाम नहीं ! अच्छा, अब में तैयार. हैँं। भोजन 
लाओ।” है 

ब्राह्मणपुत्र पिता का दोना ले आया और लाकर बूढ़े के सामने 
रख. दिया । बूढ़े का हाथ दोने-पर पड़ा कि फिर पूछना क्‍या था ? 
बात की बात में सब साफ़ ! 

“महाराज ! और मंगवाऊं .? ” ब्राह्मण ने नमृतापूर्वकः पूछा । 

“अभी भूख तो है; .कुछ हो तो छाओ ।” 

तुरन्त ही ब्राह्मणी का दोना बाहर आया, और आते ही चट हो 
गया ! 

“महाराज ! इच्छा'*******न्च्् 

ब्राह्मणपुत्र का दोना आया, और आते ही आते साफ़ हो गया ! 

“महाराज ! और कुछ'** 7! 7 हि 

“जगह तो हैं, किन्तु तेरी परत्रवध्‌ सगर्भा हैं; इसलिए उसका भाग 
नहीं खाऊँगा ।” कहते-कहते बूढ़े अतिथि खड़े: हो गये । 

बूढ़े अतिथि ने हाथ घोये, मुह साफ़ किया, कोने में रकखा दुपट्टा याद: 
करके उठाया, और हाथ में लाठी थामते हुए बोले--'“आते समय तो 


कक रै 


हें। 


सच्चा यज्ञ है402 


में यों ही चला आया था, पर अब मुझे रास्ता नहीं सूझेगा; जरा 
साथ चलकर कुछ दूर मुझे छोड़ आओ 

दराह्मण का लड़का वृढ़े को एकावथ कोस तक छोड़कर वापस आबा। 

फिर तो चारों अपने काम से फ़ुरसत पाकर पुनः उपासना में 
छीन हो गये । घरीर-यात्रा के लिए जितना समय निश्चित किया 
था, वह बीत गया, और चारों घरीर फिर अपने काम में जुट गये । 

दूसरे सात मध्याद्ष बीत गये, सात रातें बीती, सात दिन के 
जप पूरे होने छूगे, और फिर एक वार सोमवार का दिन उया। 
सवेरे ब्राह्मण-पुत्र सेतों से दाना बीन छाया, और लाकर माँ को दिया 
कि बह रधि!। 

“आज तो तेरे पिता जल्दी फ़ुरसत पा जायें, तो जच्छा हो। देह 
उनकी बुम्हलाने छगी होगी।” कहते-कहते माँ की आँखें सजल हो 
भा 


व 


“माँ | मुपसे तो कुछ फहा नहीं जायगा। तुम बाहना चाहो, 
शट्ो । 

ठीया दोपहरी हुई, सूरज सिर पर तपने छगा, पेड़ों की परछाई 
सिमट गई, भौर समूचा नंमिपारण्य एक क्षण के लिए घमन्सा गया। 
दढोगा इसी समय ब्राह्मण अपने निरयकर्म से निवृत्त होकर भोजन 
करने के छिए बंटा । प्राह्मण था हाए दोने ने उठकर सह की लोर 
दह ही रण था कि फिर--“भयति, भिएां देह़ि ७ री जावाज़ आाई। 

पथ गंध कौर फिर दोसे में बडा गया। जोर “प्रधारों, फपासो, 
गााराज 4 गशाता एज ब्राह्मण शार को घोर चा। 
इएर सॉवयार उखा. तो पढ़ी दृद्ा, घटी शप रंग, रही टाटी और यही 


रएए $ विद्या पट ! 


४८ हेन्द्र-धर्म की आम्यायिकाएँ 


“पधारों, पधारों महाराज !/” 

“भाई ! मुझसे दहलीज चढ़ी नहीं जाती। तुम मझे उठाकर 
अन्दर ले चलो, तो चल पाऊं |” 

ब्राह्मण के दुर्बल हाथ फल गये । उसने बूढ़े को संमालकर उठाया, 


और यों अतिथि घर में आया । 


“महाराज ! व्या आज्ञा है ?” 

“दोपहर का समय हूँ । में भूखा तो हूँ, किन्तु तुम्हारे यहाँ क्या 
प्रबन्ध हे, सो तुम जानो । 

“महाराज ! भोजन तैयार है; स्वीकार कीजिये ।* 

“किन्तु अभी तो मेरा स्नान भी बाक़ी है । बुढ़ापा आ गया, और 
करने धरने वाला कोई नहीं ।” 

“तो आप नदी में स्तान करके आइये ।” 

“में नदी पर कंसे जाऊँ, भाई ! मुझसे चला नहीं जाता। में तो 
“इसी शिला पर बैठकर नहा लूगा । मुझे पानी दो | 

तुरत्त ही पुत्रवधू मटके लेकर नदी पर गई, और वहाँ से पानी 
लाकर बूढ़े को यरथेच्छ नहलाया। नहा-घोकर बूढ़े अतिथि भोजन को 
बैठे ।' 

एक दोना आंया और चट ? 

दूसरा दोना आया और चट ! 

तीसरा दोना आया और चट ! 

“अभी भूख तो शेष है, किन्तु सगर्भा स्त्री के हिस्से का अध्ष 
मुझे हज़म नहीं होगा ।” कहते हुए वृद्ध अतिथि ने हाथ धोयें, मुत् 
साफ़ किया और लाठी छेकर वह अपनी राह चल दिये । 

दूसरे सोमवार का मध्याह् समाप्त हुआ; सूर्यवारायण पश्चिस 


सच्चा यज्ञ ४९ 


के पथिक बने, और यह ब्राह्मण कुटुम्च फिर अपनी देह को भूलकर 
महेश्वर की सेवा में लीन हो गया। 

सात प्रखर मध्याह् वीते; लम्बी-लम्दी सात रातें'वीतीं; रूस्वे- 
लम्बे सात दिनों की उपासनायें समाप्त होने आई। और फिर वही 
सोमवार का सूर्य पूर्वाकाश में प्रकाशित हो उठा । 

आंज तो ब्राह्मण कुटुम्व की क्षीण देहों में नई चेतना उछल 
रही थी। सुवह-सुवह पूत्र खेतों में पहुँचा और दाना बीन लाया; 
सास-बहू ने भोजन की तैयारी की । ब्राह्मण तो आज अपने आपमें इतना 
आनन्दमग्न था, मानो अन्तरतर में इष्टदेव का साक्षात्कार कर रहा 
हो! 

दोपहर के वारह बजे; सूर्यनारायण का रथ आकाश में क्षणभर 
रुका, समस्त सृष्टि एक क्षण के लिए. शान्ति में निमग्त हो गई और 
इधर ब्राह्मणी पति की राह देखती बंठी । 

किन्तु ब्राह्मण उठे तव न ? आज वाईस-वाईस दिन के उपवास हो 
चुके है, फिर भी ये उठ क्‍यों नहीं रहे ? ब्राह्मण तो उपासना में छीन 
था, ध्यान ही ध्यान में आज वह अपने इष्टदेव का संमीप्य अनुभव 
कर रहा था, उसकी देह, उसकी इन्द्रियाँ . मन आदि सभी 
आज इस ध्यान-दर्शन में रम गये थे और ऐसी. कोई वस्तु प्राप्त कर 
रहे थे, जो दुनिया के समस्त पौष्टिक भक्ष्यों से व उत्तम से उत्तम 
विलास-सामग्री से भी मिल नहीं सकती था। ब्राह्मण बहुत देर बाद 
अपनी इस दशा से जागृत हुआ, उसे याद पड़ा कि आज सोमवार है, 
यह सोचकर वह सहज दुःखी हुआ कि दूसरे सव उसकी राह देखते 
वेंठे हैं । वह तुरन्त ही भोजन करने आया। किन्तु उसका मन तो 
अभी भी अपनी गहराई में महेश्वर के ही ध्यान में लीन था। 


५० हिद-बर्म की आठ्यायिकाएँ 


ब्राह्मण ने दोने में हाथ डाला और बाहर से फिर बही आवाज 
सुनाई पड़ी-- 'भवति, भिक्षां देहद्टि !” 

ब्राह्मप तत्काल उठ खड़ा हुआ। बढ़े अतिथि को अन्दर छाया 
और भोजन के लिए बैठाबा । 

हला दोना साफ, दूसरा दोना साफ, तीसरा दोना भी साफ | 

“महाराज ! कुछ और लेंगे ? 

/हा। 

सगर्भा वध्‌ का चौथा दोना भी साफ ! 

बूढ़े अतिथि वैसे रोज भोजन के बाद बीमे-बीमे हाथ-मुह धोते, 
लाठी सँभालते और फिर धीरे-घीरे चलने लगते । पर आज तो झद- 
पट खाकर हाथ धोने को दौड़े और हाथ धोये न घोये कि इतने में 
अदृश्य हो गये । ब्राह्मण ने बाहर आकर तलाशा, देखा, किन्तु वृद्ध कहीं 
दिखाई न पड़े ! घर के सभी उन्हें खोजने लगे । इसी समय देव-मंदिर 
से अशरीरिणी वाणी सुनाई पड़ी--“ब्राह्मण ! जिस देव को तू दू ढ़ रहा 
है, वह में स्वयं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ | माँग, माँग ! में तेरी निष्ठा पर 


|| 43 


बलि-बलि जाता हूँ ! 

ब्राह्मण मन्दिर की ओर दौड़ा। जिस प्रभु के दर्शनों . के लिए 
जीवनभर कठोर तपस्या की, वही आज हृदय में प्रत्यक्ष हो उठा, यह देखे 
ब्राह्मण की आँखों से हप॑ के आँसू बह चले और वह बोला हे प्रभो ! 
में क्या माँगूं ? आप तो समूचे विश्व का साम्राज्य देने की*शक्ति रखते 
हैं, किन्तु में उसे क्या करूँ ? में तो एक ही वस्तु माँगता हूँ; आप मेरे 
हृदय से कभी न हटें | किसी भी दशा में में आपको न भूल । प्रभो ! 
मुझ प्र बड़ी दया की ! 

चेवले ने ब्राह्मण की कथा आगे सुनाते हुए कहा--“उसी समय में 


सच्चा यज्ञ हि फ्१ 


नैमिपारण्य म घूमता-भठकता उस पर्णकुटी के पास जा पहुँचा और बूढ़े 
के हाथ की जूठन जिस जगह पड़ी थी, उधर से निकला तो वह जूठन 
मेरे शरीर में लग गई। जहाँ-जहाँ वह लगी थी, उतना-उतना मेरा 
शरीर सोने का हो गया । यह देख में उस जूठन में लोटने लगा । लेकिन , 
जूठन तो थोड़ी ही थी, इसलिए मेरा अथा शरीर ही सुनहला हो पाया। 

- “में घवराया । अपने शेष शरीर को सुनहरा बनाने के लिए मेंने 
अनेक ऋषियों की सलाह ली हे, और जहाँ-जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ- 
वहाँ हाथ धोने से इकट्ठा हुई जूठन में लोटता हूँ, लेकिन आज तक मेरा 
एक भी रोआँ सुनहला नहीं बना । 

“मुझें मालूम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़ा यज्ञ कर रहे 
हैं, और भगवान्‌ वेदव्यास जैसे आचार्य तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे 
सम्बन्धी वहाँ उपस्थित हैं; इसलिए मेने सोचा कि अपने वाक़ी के आधे 
अंग को सुनहला बनाना हो, तो मुझे यह अवसर चूकना न चाहिए 
इसी हेतु में नेमिषारण्य से चलकर यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं 
कि बड़ी देर से, आपके समात्न देव पुरुषों के हाथ की जूठन का जो ढेर 
यहाँ पड़ा है, उसमें छोट रहा हूँ। में अपने शरीर को सुनहरा बनाना 
चाहता हूँ, इसलिए में लोट तो रहा हूँ, पर आप देखते हैं कि अभी तक 
मेरा एक भी रोम सुनहला नहीं हुआ, महाराज ! 

“इसीलिए में कहता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ खोदा 
हैँ, झ्ठा है ! सच्चा यज्ञ तो नेमिपारण्य के उस ब्राह्मण का हैं। 

यह हैं मेरी कया। अब धनूर्वारी अजुन और गदाधारी भीम 
भरे साथ जैसा सलूक करना चाहें, सहर्प करें! ” 

भीम ने अजुन की ओर देखा; युधिष्यिर सिर नीचा किये जमीन 
कुरेदने छगें; भगवान्‌ वेदव्यास ने नेवले से जाने को कहा और 


५२ हिंदू-धर्म की आस्यायिकाएँ 


श्रीकृष्ण बोले--- महाराज यु्िष्ठिर ! समय बहत हो चुका है। चलिये, 
जव हम दुपहर के अपने काम में लगें। ऋत्विज सब्र बंठे हमारी राह 
देखते होंगे ।” 

मण्डली सत्र उठी और यथा स्थान गई । 

फिर भी हवा में तो यही ध्वनि उठ रही थी--'सच्चा बन्न तो 
न॑मिषारण्य के ब्राह्मण का ही था ! ” 


$ य<८ $ 
। [0 €( ५। 
सदनि कुसुमादपि! 
कुरुक्षेत्र के मेदान पर लड़ाई की तैयारियाँ हो रही थीं। एक भोर 
कौरव अपनी छावनी डाछे पड़े थे। कौरवराज दुर्योधन की सहायता 
के लिए आये हुए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि के तम्बू तने थे; 
कौरवों की और उनके माण्डलिक राजाओं की मिलकर ग्यारह अक्षीहिणी 
सेना वहाँ डटी थी; हजारों हाथियों और घोड़ों की रेल-पेल थी। सूर्ये 
के प्रकाश में चमकते हुए भालों और तलवारों का वेह समूह; 
तीखी नोक वाले प्राणघाती तीर, और अपने घनूप के टंकार से छोगों 
को थरथराने वाले योद्धा; ये सब एक ओर डटे थे। दूसरी तरफ 
महाराज युधिष्ठिर की छावनी थी। पाण्डवों की प्राणरज्जु-से श्रीकृष्ण, 
' गाण्डीवधारी अजू न, ग्रदा से अपने शत्रुओं को चूर-चूर करने के लिए 
कटिबद्ध भीम, पूर्वावस्था का बदला लेने के लिए तत्पर धुष्टयूम्न, 
सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इस समूचे भीषण युद्ध की अधिष्ठान्री देवी 
सती द्रोपदी--प्रे सव दूसरी ओर डेरा डाले थे। 
तैयारियाँ पूरी हो चुको थीं; दोनों पक्षों की सहायता के लिए 
आने वाले राजा जा चुके थे; दोनों पक्ष के लिए आवश्यक साधन-सामग्री 
आ पहुँची थी; दोनों पक्ष अपनी-अपनी मन्‍्त्रणायें कर चुके थे; दोनों 
तरफ के छोग प्रस्तुत प्रसंग के लिए तैयार थे। अब तो देर इसी वात 
की थी कि कब अगछा दिन उगे और कब पहला ती र॒छूदे। 


प्र हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


कुरुक्षेत्र के मंदान की दोनों छावनियों के बीच एक छोटी-सी टेकरी 
थी। टेकरी की एक खोह में एक टिट॒हरी ने अपना घोंसला बनाया था 
और बच्चों के साथ वह उसमें रहती थी । 

युद्ध की तैयारियाँ देखकर टिटहरी बहुत ही घबरा गई---'ऐसे 
महाभारत यूद्ध में जो सबसनाते हुए तीर छूटेंगे, उनसे बिंघकर में 
मर भी जाऊँ तो मुझे दुःख न होगा; किन्तु मेरे इन बच्चों का व्या 
हो ?” बच्चों की सार-सभाल के विचार से टिट॒हरी का मातृ-हृदय 
विकल हो उठा--“'किन्तु, में कया करूँ? इतने सारे छोटे-छोटे 
बच्चों को कहीं ले भी तो नहीं जा सकती । है भगवन्‌, ये साँड 
यहाँ लड़ेंगे और इनसे हमें कौन वचायेगा ? हम कंसे बचेंगे ? इन 
अनगिनत हाथियों और घोड़ों का खून जहाँ वहेगा, वहाँ मेरे इन बच्चों 
की चिन्ता करने वाला भला कौन हो सकता है ? 

पर टिट॒हरी तो बच्चों की माँ ठहरी ! चाहे आशा छोड दे, किन्तु 
कन्‍्दन कंसे छोड़े ? टिट॒हरी वरावर रोती और बिलूखती रही । 

क्या टिटहरी के इस बिलाप को सुनने वाले कोई कान वहाँ नहीं 
थे ? मारो-काटो के उस वातावरण में इस छोटे से प्राणी के क्रन्‍दन 
के लिए कोई अवकाश न था ? के 

टिट॒हरी का वह ऋन्दन, उसका वह विलाप श्रीकृष्ण के कानों तक 
पहुंचा। समूचा ब्रह्माण्ड भी इस धर्म-युद्ध में नष्ट हो जाय, तो जिसका 
रोआँ न फड़के, जिसे रंच-मात्र विपाद न हो, उन्हीं श्रीकृष्ण का हृदय 
इस टिट॒हरी के आतंनाद से द्रवित हो उठा। माता के अन्तस्तल की 
गहरी चीत्कार ने उनको कॉपा दिया । 

श्रीकृष्ण “टिटल॒हरी के घोंसले के पास गये और टिटहरी पर व 
उसके बच्चों पर एक बहुत बड़ा-सा टोकना ढाँक आये । 


'मूदूनि कुसुमादपि' एप 


अठारह दिन तक महाभारत की लड़ाई चलती रही; भारतवपषं के 
असंख्य योद्धा उस युद्ध में स्वर्ग सिधारे; हाथियों और घोड़ों की तो 
गिनती ही क्या थी ? सारे कौरव रणशय्या पर सोये थे, भीष्म नौर 
द्रोण-जैसे भी काल के मुह में समा गये थे। किन्तु टिटहरी का भौर 
उसके बच्चों का तो वाल भी बाँका न हुआ था ! 

ऐसे-ऐसे महाभारत युद्धों की रचना करनेवाले श्रीकृष्ण के हृदय में 
टिट॒हरी-जैसों के लिए स्थान था, इसीसें उनकी प्रभुता हैं। 


गहस्थाश्रम बड़ा या संन्यासाश्रम ? ५७ 


राजा तो गहरे सोच में पड़ गया और सोच ही सोच में उसने 
आज्ञा दे डाली--आज से हमारे नगर में जो कोई साधु-संन्‍्यासी जावे, 
: वह सीधा मेरे पास छाया जाय । में उसके साथ इस प्रश्न पर चर्चा 
कहँगा कि ग्रहस्थाश्रम बड़ा है या संन्‍्यासाश्रम ? अगर कोई संन्यास 
सिद्ध कर देगा कि संन्यासाभ्रम बड़ा है, तो में राजपाद छोड़कर 
संन्यासी बन जाऊंगा; - किन्तु यदि यह निश्चय हुआ कि गृहस्थाश्षम 
बड़ा है, तो उस संन्‍्यासी के गेरुए वस्त्र उतरवाकर उसे घर-गृहस्थी- 
वाल़ा बना दगा। 
राजाज्ञा के छटने की ही देर थी। नगर के द्वार पर पहरा देनेवाले 
सिपाही एक-के-बाद-एक साधु-संन्यासियों को हाजिर करने लगे। राजा 
की राजसभा-उसका दरवार-गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की चर्चा 
का स्थान वन गई । राजा ने अपने शास्त्रज्ञान से अच्छे-अच्छे संन्यासियों 
को मात कर दिया; बहुतेरे लेभग्गू संत्यासियों का संन्यास छुड़ाकर 
उन्हें गृहस्थ बना दिया, कुछ निर्मल संन्‍्यासी शास्त्र की इस उधेड़बुन 
में न पड़ने के विचार से राजा के नगर को छेक कर ही जाने छगे। 
परिणाम यह हुआ कि १०-१२ महीनों के अन्दर ही नगर में संनन्‍्यासी 
नाम के प्राणी का आना ही वन्द हो गया, अन्न-क्षेत्र और धर्मशालायें उजाड़ 
हो गई, और लोकहदय मानो एक तरह की न्यूनता अनुभव करने छूगा। 
राजा के ये समाचार देश-परदेश्ष में चारों तरफ फैल गये । किसी 
ने कहा--'राजा संन्यासियों को सताकर पाप की गठरी वाँव रहा है ।' 
इसरे किसी ने कहा--'अच्छा ही हुआ, जो इन लंगोटीवालों को राजा 
ने पकड़ा !” एक तीसरी आवाज उठी--“भछा. राजा क्यों शास्त्र की 
इस माधापच्ची में पद्म है ?' चौथी आवाज आई---'राजा को इसी की 
घन झगी हे, और वह हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया है ।' राजा के 


+८ हेदू-धर्म की आस्यायिकाएँ 


नगर में संन्यासियों का आना-जाना प्राय: बन्द होगया; किन्तु राजा के 
मन का समाधान तो हुआ ही नहीं । 

एसी बीच एक वार विशुद्धानन्द नामका एक संनन्‍्यासी नगर में आ 
पहुँचा। कोई चौबीस वर्ष की उमर, गोरा रंग, सुन्दर मुखमुद्रा, आँख 
में और सारे शरीर में शुद्ध ब्रह्मच्य का ओजसू, हाथ में दण्ड-कमण्डट 
भीर दरीर पर म्रेरुआ वस्त्र ! 

ज्योंही विशुद्धानन्द ने नगर के प्रवेश-द्वार में पर रक्‍्खा, त्योंह 
सिपाही ने राजा की आज्ञा सुनाई और उन्हें राजा के पास ले गया । 
विशुद्धानन्द को इस सब की कल्पना तो थी ही ! 

राजा दरवार में बैठा था, तभी विशुद्धानन्द को लेकर सिपाही वह। 
पहुंचा। संन्‍्यासी को आता देखकर राजा खड़ा हो गया और उन्हें 
आदरपूर्वफ आसन पर वंठाया । 

“राजन ! मुझसे यहाँ क्यों बुलाया हू ? ” विशुद्धानन्द ने चर्चा छेड॑ 

पाहाराज ! मेरे सिपाही ने आपसे सब बात बही ही होगी। 
भर मन में इस बाल को लेकर संशय उत्पन्न द्वों गया है कि गृहस्थाश्रम 
यश या सस्यासाश्षम बड़ा ? इस संशय के मारे मेने बहतेरी शारभीय 
भवाएँ करपे देखीं, इस संभ्य केशः बण होकर मेने अनेक त्याग्रियों को 
शागी सना दिया, इस संघय के कारण ही आज संन्‍्यासियों ने मरे द्वार 
पर थाना छोड़ डिया है! मझे तय करना हैं कि गृहरबाश्रम बड़ा हूँ 
या सस्थागाश्रम; किललू यह निरे बाणि-विनोद के रूप में नहीं। यदि यह 
सिएे हो जाय कि सस्थास बड़ा हैं तो टाजपाद छोड़कर मे संन्यास 
दिना है, और अगर यट सिख हो कि गृहस्थाथम बड़ा है, तो आपको 
टन गेगए बरयी का ह्याग करके गृटी बनना हु--धर बसाना है । झेसी 
0 थागायों बला हाजिर तिया गया है 


ग्‌हस्थाश्रम बड़ा या संन्यासाश्रम ? ५९ 


“राजन तुम्हारा प्रइत बहुत गम्भीर है।” विशुद्धानन्द ने 
गंभीर स्वर से कहा । “इस प्रश्न का उत्तर में तुम्हें छः महीने में दूंगा। 
किन्तु उससे पहले तुम्हें मेरा उत्तर समझने का अधिकार प्राप्त करना 
होगा। उसके बिना में तुम्हें जवाब न दे सकूगा।” 

विशुद्धानन्द के ये शब्द, उनकी गंभीर मुखमुद्रा, उनके शब्दों का 
सामर्थ्य, उनके बोलने का ढंग, और इन सबसे वढ़कर उनके व्यक्तित्व का 
प्रभाव राजा को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त थे। राजा शह खा 
गया, दव गया, और बोला--“महाराज ! मुझे अधिकार किस तरह 
प्राप्त करना होगा ?” 

हाँ, सो में कहता हेँ। इन छः महीनों के अन्दर में जो कुछ 


् 
लत 


करूँ, उसके बारे में तुम मुझे कुछ ' पूछना मत, और जो कुछ तुमसे 
करने को कहूँ, उसके छिए तुम फौरन ही तैयार हो जाना। जिस दिन 
तृम एन दो में से एक भी शर्त को तोड़ोगे, उस दिन में यहाँ से चला 
जाऊँगा ।” 

संन्यासी ने जताया । 

राजा ने रुकते-रकते जवाब दिया--“छः महीनों तक में इन सब 
नियमों का पालन के, और फिर" भी आप": 7 

विशुद्धानन्द ताड गये बोले--"हाँ, तुम सब कुछ पालो और फिर 
भी में तुम्हारा सामाधान न करूँ तो कया हो, यही न ? तो तुम मुझे कोल्ड 
में पेर कर भेरा तेल निकालना ! 

राजा ने विशुद्धानन्द की बात मान छी, उनके रहने-खाने का प्रवन्ध 
किया, और छः महीने पूरे होने की वाद जोहने छूगा। 

राजा प्रति दिन संन्‍्यासी के दर्घोन करने जाता, और जाने-अनजाने 
यह यत्न भी कर छेता कि स्थामी किसी तरह उसके प्रश्न की 


६० हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


छेड़े । किन्तु स्वामी उस बात को क्‍यों याद करने लगे ? वह तो ऐसा 
बरताव करते, मानो असर बात भूल ही गये हों। राजा. आता । वह 
राजा से देश-परदेश की टेढ़ी-सीधी बातें करते और राजा चला जाता । 
इस तरह आखिर पाँच महीने बीत गये राजा की अधीरता बढ़ने लगी--- 
“कहीं ऐसा न हो कि यह लफंगानन्द छः महीनों तक मौज उड़ाकर रातों- 
रात भाग जाय और में वेवकूफ बनू ! लेकिन कहूँ कंसे ?” 
इसी बीच एक बार राजा साँझ को स्वामी के दर्शन के लिए आया 
और स्वामी ने कहा--“राजन्‌ ! कल सुबह हमें यात्रा के लिए जाना हैं, 
इसलिए तुम बड़े सवेरे तैयार होकर आ जाना, और अपना वेश इस तरह 
बदल लेना कि रास्ते में कोई तुम्हें पहचान न सके। यात्रा में पन्द्रह- 
बीस दिन छगेंगे, इतने समय के लिए जो प्रबन्ध करना हो, सो कर लेना 
राजा ने रात में दीवान, कारवारी वगरा. सबको बुलाकर राज्य का 
प्रबन्ध कर लिया, और सवेरे एक साधारण आदमी के-जेसे कपड़े पहन- 
कर संन्यासी के स्थान पर हाज्रि हो गया । संन्यासी और राजा दोनों 
यात्रा के लिए चल पड़े। ॒ 
चलते-चलते मार्ग में एक शहर मिला। शहर में राजा की राज- 
कुमारी का स्वयंवर-था; इसलिए राजमार्ग पर लोगों की भीड़ बेहद 
बढ़ गई थी, छाती से छाती पिसती थी ! देश-विदेश के राजकुमार 
न्योता पाकर आये थे; उनके डेरे-तम्बू गढ़ के वाहर तने थे। सारा नगर 
ध्वजा-पताकाओं और तोरणों से सजाया गया था। द्वार-द्वार पर नौवतें 
गड़-गड़ातीं और शहनाइयाँ बजती थीं। राजमहल की शोभा का पार 
नथा। ः 
संन्यासी ने कहा--राजन्‌ ! चलो, हम भी स्वयंवर देखने चले ।” 
“जैसी आपकी इच्छा ॥ 


गृहस्थाश्रम बड़ा या संन्‍्यासाश्षम ? ६१ 


दोनों स्वयंवर के मण्डप की ओर चढले। नगर के वाहर एक 
वड़े मैदान में मण्डप रचा गया था। मण्डप में देश-विदेश के 
राजकुमारों के लिए कतारवन्द सिहासन सजा दिये गये थे, और कुछ 
राजकुमार तो जा पहुँचे थे| मण्डप का ठाट-वाट, उसके रत्नों से 
जड़े खम्भे, रंग-विरंगी छतें, चाँदनियाँ, उसके सुनहले तोरण, उसके 
फूल-पत्तों की शोभा, खूबसूरत दीखने की राजाओं की चेष्टायें, उनर्क 
गम्भीरता, उनके हास्य, उनकी मू्खेता, इन सबसे सारा मण्डप दीप्त 
हो रहा था। | 

संन्यासी और राजा दोनों ने मण्डप में प्रवेश किया और द्वार के 
पास जहाँ ग्रीव-गुरवे देखने के लिए खड़े थे वहीं चुपचाप बैठ गये । 

ठोक समय पर राजकुमारी एक पालकी में चढ़कर आई और ऊँची 
रंगभूमि पर हाजिर हुई। राजकुमार ने सारे मण्डप को सुनाते हुए 
बुलंद आवाज से राजकुमारी के स्वयंवर-संकल्प की घोषणा की, और 
तुरन्त हो सुवर्ण की वरमाला लेकर राजकुमारी मण्डप के बीच 
चल पड़ी । 

राजड्भमारी एक-के-बाद-एक राजकुमारों को निरखती जाती थी। 
सारे मण्डप में बैठे हुए किसी भी राजकुमार पर उसका मन मुग्ध नहीं 
हुआ । अनेक राजकुमारों को पीछे छोड़ती जब राजकुमारी ठेठ मण्डप 
के दूसरे सिरे के पास जा पहुँची, तो सब की चिता का पार न रहा। 
इसी बीच सब राजकुमारों को निरखने ओर पीछे छोड़ने के वाद 
जकुमारी ने दरवाजे के पास ज्यों-त्यों सड़ी-४ठी नीए्र वी ओर एक 
ने दृष्टि से देखा; विजली की-सी चपलता से उसकी आऑऔऑजों ने वहाँ 
ठे संग्पासी को पकड़ छिया, मोर दूसरे ही क्षण वरमाछा संन्‍्यासी हे 
हे मे जा पही ! 


श्र ३ 


ब 


! 


| 


4 


६२ हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


सभा सारी दिछमूढ़ वन गई ! राजकुमार यह जानने के लिए 
आतुर हो उठे कि वरमाला किसको पहिनाई गई है; लोगों की भीड़ 
इस कौतुक को देखने के लिए आगे बढ़ी, राजकुमारी के माता-पिता 
द्वार की ओर चल पड़े । 

लेकिन यह सब हुआ, उससे पहले तो मानो कई यंग बीत गये; 
और संन्‍्यासी के गले में वरमाला पड़ी, न पड़ी, तहाँ तो गले में पड़े 
साँप को अन्धा जिस तरह फेंक दे, उस तरह वरमाला को उसने उतार 
फेंका और वेग से दरवाज़े के बाहर निकल कर बेतहाशा भागा । आगे 
संन्यासी, पीछे राजा और उसके भी पीछे राजकुमारी | संनन्‍्यासी तो 
जंगल के हरिण की-सी चपलता से भागा; राजा बड़ी मुश्किल से 
संभ्यासी को ध्यान में रखता हुआ उसके पीछे दौड़ने लगा; कितु 
राजकुमारी तो थोड़ा दौड़ने के बाद हाँफती-हाँफती जो बैठ गई, सो 
फिर उठती ही क्‍यों कर ? 

शाम पड़ी। एक घनघोर जंगल आ पहुँचा। संन्‍्यासी और राजा - 
दोनों थककर लस्त-पस्त हो चुके थे, देखते-देखते अँधेरा बढ़ गया, 
ओर जंगली पशुओं की गर्जनाएँ सुनाई पड़ने लगीं । जाड़ों की ठिदुराने 
वाली हवा तीर की तरह सनसनाने लगी । 

संन्‍्यासी और राजा एक बड़ के सहारे बैठे । राजा का पेट पीठ से 
चिपक चुका था और शरीर सारा मारे ठंड के काँप रहा था। लेकिन 
कहे कैसे ? दाँत कटकटाने लगे, और राजा घुटनों को छाती से लगा, 
सि कुड़-मुकुड़ बैठ रहा। 

“महाराज ! ठण्ड तो लगती होगी, कितु इस जंगल में कोई 
उपाय नहीं ।” संन्यासी ने कहा । 

“सो कोई वात नहीं । आख़िर यहाँ आग आये कहाँ से ? ” 


गृहस्थाश्रम बड़ा या संन्यासाश्षम ? ६३ 


बड़ के पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था; उसमें गिद्धझ-गिद्धिन 
और उनके दो वच्चे रहते थे। गिद्धिन घोंसले में बच्चों को लेकर सोई 
हुई. थी । उसने आवाज़ सुनी, वह चौंकी, जागी और बोली--- 
“जागते हो ?” 
“हाँ, क्या कहती हो ? ” 
“माल्म हूं ता है, नीचे कोई बहेलिया जाया है ।” 
“इस समय बहेलिया कैसा ?/ क 
“दिखो, ज़रा सुनो तो सही ।” 
गिद्ध ओर गिद्धिन दोनों कात लगाकर सुनने लगे | और जब सुना, 
तो मालूम पड़ा कि बड़ के नीचे कोई बहेलिया तो है नहों, किन्तु 
आफ़त के मारे कोई दो आदभी आ पहुँचे हैं । 
“तो अपने इन मेहमानों के लिए कही से आग छा दो न ?” गिद्धिन 
ने कहा । 
“में भी यही सोच रहा हूँ। किन्तु आजकल ठण्ड के दिन हें; 
इसलिए दावानल भी कहाँ ऊगता हैं ?” 
“तुम बड़ की कलछगी पर चढ़कर छज़रा देखो तो ! 
गिद्ध बड़ के शिखर पर पहुँचा । देखा, तो वहुत दूर पर दावानलछ 
लगता दीखा | 
“वहाँ दूरी पर दावानछ दिखाई पड़ता हू, में वहीं जाता हूं, तुम 


घर 
[ 


्ज 


बच्चों को सेमाटना। 

गिद्ध उड़ा, सुलगते दावानल में से एक जलती हूफटी चोंच में ददा 
मार यापस आया और उसे बड़ के तने के पास गिरा दिया । 

संन्‍्यासी पक्षी की भाषा जानदा था; घ्सझिए सब बातें उसकी 


इपरु रे 


न्म्् दाज $! ईद फर ्क झ्स जे पाला: 8६8... ९०७७२ सतागज़ कक; 
४3७ मे था गए ाो। फर ना उसने कहा-- जअच्टाहशी, महादाद ! 


द््ड हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


बड़े लोगों के भाग्य भी बड़े होते हैं ! लीजिये, यह आग आ पहुँची । 
अब में आस-पास से थोड़ी लकड़ी और घास-पात चुन छाता हूँ, और - 
फिर आप तापिये ।” 

राजा काँपता-धरथराता उस जलती लकड़ी के पास पहुँचा और 
उसे फ्‌कने लगा। उधर संत्यासी ने सूखे पत्ते, और टहनियाँ वगरा 
इकद्ठे किये। थोड़ी देर में वहाँ एक छोटा-सा अलाव जलने लग 
गया । अब राजा को कुछ होश आया, उसका शरीर गरमाने लगा, 
'संन्यासी पर आने वाला गुस्सा भी कुछ कम हुआ और दोनों पहले 
से ज्यादा खुलकर बातें करने लगे। 

“राजन ! भूख तो छगी ही होगी ?” 

“अबतक तो जाड़े के कारण भूख दबी पड़ी थी, लेकिन अब 
-तो पेट में कुछ-का-कुछ होंने छूगा है ।! 

“राजन्‌ ! दिन होता, तो कहीं से भी कुछ-त-कुछ तोड़ गिरा 
लाते । किन्तु इस रात में तो कोई उपाय नहीं सूझता ।” 

“क्या इस बड़ के पत्ते नहीं खाये जा सकते ?” 

“खाने को तो खा सकते हैं; किन्तु आपने कभी खाये नहीं हें, 
इसलिए कहीं 'इदं तृतीय न हो जाय ! 

“कुछ भी हो, पेट में आग जल रही है, किसी तरह वह ठण्डी 
तो हो | 

गिद्धिन ने यह बातचीत सुनी । 

“फिर सो गये क्‍या ? ” 

“नहीं, नहीं; क्‍यों क्या बात है ? ” | 

“तुमने आग तो लाकर दी, किन्तु य छोग तो भूखे: मालूम होते हें । 
तिस पर इनमें एक तो राजा हे, जिसने कभी सरदी-गरमी और भूख- 


गृहस्थाश्रम वड़ा या संन्यासाश्षम ? ६५ 


प्यास जानी न होगी ! हमारे आँगन में मेहमान भूखे नहीं रह सकते। 

“शाम को मांस का टुकड़ा बचा था न ?” 

“नहीं, उसे तो हमारे बच्चे खेलते-झगइ़ते खा गये । घोंसले में तो 
बुछ भी नहीं हैं ।” 

“तो अब में इस समय कहाँ से लाऊ।” 

“लेकिन मेहमान को भूखा रख कर हम यहाँ इस गरमी में सोते 
रहे, तो हमारा गृहस्थाश्षम छाजेगा।* 

“तो में क्या करूँ, तुम्हीं कहो ? 

“मुझे एक वात सूझती हैँ । तुम इन दोनों बच्चों को समालो, और 
में यहाँ से नीचे अलाव में गिरती हूँ। मुझे यों अचानक गिरी 
देखकर राजा खा लेगा। कदाचित मुझपर दया करके वह मुझे बचाने 
की कोलिण करें; इसलिए में अधवीच में ही अपनी जीभ चोंच से कुचल 
छूगी। फिर तो उसे खाना ही पड़ेगा ।” 

गिद्धिन के इस सुझाव का गिद्ध ने स्वागत किया और बोला-- 
.“अगर मरना ही है, तो फिर में ही महेों। बच्चे छोटे हँ।माँ की 
ममता न मिली, तो तड़पवार मर जायेंगे। इसलिए मुझे ही 
गिरने दो ।!' 

मिद्ध ने गिद्धिन से विदा छी, अपने छोटे-छोटे बच्चों को चूमा- 
चाटरा। गिद्धिन से कहा, 'इन्हें सेमालना भक्त ! जौर वह नीचे भा गिरा । 
उसने गिरते-गिरते ही अपनी जीम काठ लो थी; इसलिए अछाव में 
गिरते ही उसके प्राण निकल गये। 


पक्षी फो अछाव में गिरता देख राजा लिल्छाया--“अरे-“-रटे ! 


ध्याऊ! साजझो ! सिद्ध के पंख परवाट कार उसे दाएर *ि नेझाला, लेकिन इसमे 
इदाओो, दसानी !  गिद्ध के पंय धरवाइकर उसे दाएर निदकारशा, लेकिन इसने 


मेला यह मर चबन थघा। संस्यासों रब डुछ्ू जानता था। उसने गहा- 


च्छ ६ अआइ$ >जाइल पााज 


“राजन ! यह तो मरने वाला था, सो मर गया । अब तुम इसे भूनकर 
खा जाओ, बड़ों के भाग भी बड़े होते हैं ।” 

राजा ने गिद्ध के पर वर्गरा नोच डाले, उसके मांस को अलाव पर 
सेंका और गटक गया । 

“कहिये, अब ज्वाला कुछ शान्त हुई ? ” 

“यह तो उलटी बढ़ गई, स्वामिन्‌ ! इतना खाने से भूख और भड़क 
उठी है ।” 

गिद्धित घोंसले में बठी यह सब सुन रही थी। उसका जी उसके 
बस में न रहा--''मेरे आँगन में मेहमान भूखा रहे ? जिस रास्ते मेरा 
गिद्ध गया, उसी रास्ते में भी जाऊँगी। प्रभो ! ये बच्चे तुम्हारे हैं। तुम्हीं 
इन्हें संभालना । आखिर में कब तक इनकी रखवाली करती ? ” 

गिद्धित ने बच्चों को भलीभाँति सुलाया। उनको चूमा। अपने 
कुछ आँसुओं से उनका मुह धोया-भिगोया, और घोंसले का द्वार बन्द 
करके नीचे गिरी, और गिरते ही मर गई । राजा ने गिद्धिन का मांस भी 
खाया और रात ज्यों-त्यों बिताई। ह 

सवेरा होते ही संन्यासी ने कहा--“राजनू ! आज हम वापस 
घर चलेंगे ।” 

राजा के विस्मय का पार न रहा। वह मन-ही-मन गुनगुनाया---“यात्रा 
को जाना था, सो क्या हुआ ? अभी तो एक भी तीर्थे नहीं किया, और 
कहते हैं, घर लौटो ? अभी तो सब दिन परेशानी ही में बीते । एक 
स्वयंवर देखा, तो वहाँ भी मनहुस॒ सूरत वनाकर बेठे; और वहाँ से 
चोर की तरह भागे, सो यहाँ इस जगल मे सारी रात जाड़े से ठिठरते 
भूखे-प्यासे पड़े रहे । यह यात्रा कही जाती हो, तो बात अलग है! 
छह महीने परे हो रहे हें, मगर हज़रत मेरे प्रश्न का नाम नहीं लेते 


4 


गृहस्थाश्षम बद्चा या संन्यासाश्षम ? ६७ 


वय्पकक पक रु 


में हैरान कर रहे हैं। किन्त्‌ एक वार छह महीने पूरे होने दे, फिर 
देख छू गा । आज कुछ कहना ठीक नहीं। 


संन्‍्यामी और राजा दोनों घर छौटे। राजा आखिरी महीने के 
खिरी दिन गिनने में छगा है; इतने में एक दिन शाम को विशुद्धानन्द 


« 
श्ह 


ने कहा-राजन्‌ ! अब में यहाँ से जाना चाहता हूँ । तुम मुझे विदा दो ।” 

“महाराज ! मेरा प्रशन नो अभी बंसा ही खड् है। आपने मुझे 
उसका उत्तर समझाने का बचने दिया हँन?” राजा ने अधीर होकर 
पृष्ठा । 

/उनर तो नम्हें मिल चूका 

"बाय ? आपने मणे उत्तर बाब दिया ? मेरा समाधान कब किया ?” 

“जब हम यात्रा को गये थे, तभी । 

"मु याद नहीं पड़ता। अगर जवाब मिला होता, नो में पूछता क्यों ? ” 

“राजन, देलिये, आपका सवाल यही हू ने कि मंन्‍्यासी बड़ा या 
गहरघ बडा 2! 

"४जी हाँ । 

“मे संस्यासी हूं । रबयंबर में, समची पृथ्वी पर रख दोट्ा सकने की 
तमतार से बारे राजाओं को छोड़कर , राजयुमारी ने मेरे गे में बर- 
पंठा शाठों थी, सो समसे स्वयं है देखा । में ब्याह मारना साहसा, सो राज- 
श्मारी से ब्याहकर सकता था; सुझे आधा राज मिहला, सिहासनके सु 
दुटसे को मिलते, कौर सापडी तरह में नो ऐश्ययंबान गिना झाता। 
विद में मंस्यासी भा; में संमार के पिययों को पोदाइर पी चूका था; 


ल्‍ 


ने शखवोई शसदास रा गई ही। था वारण था कि 


४०५ 
इस गर्मागाे की फेदडकर भाग ख्यदजाव यह £ सस्याय। संसार 
. विज भ बे तन न न्‍क कम 
5 हुए जन जब गए में छआशण पेड, था पा इस शप्य हार शान 


द््ट्‌ हेद-धर्म की आस्यायिकाएँ 


पे थार्ग घर देठ रहने में सच्चा संस्यास है। दो पंसों के गए से कोई 
सी बन पाता, नत्र तो दूनिया समूतरी तर गई होती ! 

“राजन * जिस त्तरह तुमने मेरा संन्यास देशा है, उसी तरह 
उन पक्षियों है गृहस्थाश्षम का भी तुमने अनुभव किया हैं। तुमतों 
सी जानते, किल्‍्तु में पक्षियों की भाषा जानता हूँ; इसलिए सन्‍्यो 
यात्र सुमंग अहाता हैं। जिन गिझ-गिद्विन को तुमने भूसकर साया था 
उन्होने गहसला श्रम के सम का पालन करते हुए तुम्हारे लिए अग्नि 
सुखभ कर दी, और नसम्दें भया जानकार दानों ने स्वयं मरकर अपना 
मात पद दिया । 

राणा साह्य रह गगा--एँ | गह आप वा बल ही ?" 

“मे से बहता हूँ गृहरथात्रम रचने के बाद जब उसके धर्मो 
वो पहन करने को दा आये, तब घरार या मन को चुराताया छिपाना 
दि सही होता । अगर गिद-गिस्ित साहते, सो आराग से असने धॉसल 
में मोये रेटी, जोर सदर होने पर अपने काम से छगी; हम भी एक 
शार में मर ने जंते | ले कोई गहरे या मुद्रिगी इसे रह सो करो 


सही. 2? देगरो के डिए मसरता सीराये के बारतें तो मंना्य गृहरस 
जिला ८, धर बगाता टँ। टेर किसी रठी या हरष हे एक साथ 


। 
बर्तन दा हटने में गटस्थालग प्र गहीं गोला; गहरबाल्म 


वाया है, उस उम आपने डारीर और मेन का देगरोीं वी 


गृहस्वाश्रम बड़ा या सेन्‍्यासाश्रम ? ६९% 


की ओर हो, वह सफ़ेद कपड़े पहने । दोनों अपने-अपने धर्म में जाग्रत 
है, तो दोनों ही बड़े हें, और ग्राफ़िल रहें, तो कोई बड़ा नहीं । 
कहिए, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला ?” 

गजा तो स्तब्ब होकर बैठा था। वह मानों समाधि से जागा । 
उसने विशुद्धानन्दे के चरणों में अपना माथा टिकाया कौर ब्ोला-- 
“महाराज ! मेरे मन की भेद-बद्धि को जाज आपने दूर किया; मून्ते 
शास्त्र कग मर्म समझाया। मनुप्य जहाँ हो, वहीं रहकर अपने धर्म 
वा आचरण करे, और दूसरे का धर्म अधिक मनोहर प्रत्तीत होने पर 
नी अपना स्थान छोड़कर उस ओर न दौड़े, इस चीज को जाज मं 
भदोनाँति समझ गया हूँ ।” 

संन्यासी ने दण्डकमण्डड उठाया और चलने रंगे । 

“महाराज । आप जब यहीं निवास कीजिये, और मुझे सदा के 
शिए अपने सत्संग का छान दीजिसे । राजा ने दीन भाव से विनय की। 

"राजन ! तम भूलते हो । हमारे साथ ऐसा आग्रह किया ही 
नहीं जा सवता । हम रमते राम बने रहे, एसी में हमार! और संसार 
जग बल्याण है। फिर कनी आया हमारा कोई ऋणानुवन्ध हज 
सो एम दिर एक जगह मिल छेगे । 

छ8 महीने पहले शिस दरखाजे से प्रवेश फरते समय संग्यासी 
हो। सियारी ने पका था, उसी दरवाजे से राजा आाज संनन्‍्यासी को 
विद्या ऐसे जाया | दरदाज़े में बाहर निकाझ कार संस्यासी अपनी राह 


० 


पाण गया और जब व उसवय बठेद्रर दीसनसा बन्द मे 


पर डाफ़ प्री १ | पक न्‍ू फ न दि 
पे पर्माल शो छा पर खा देखता ही रण, देखे ही किक्ष ! 


४ ९० ; 


कलर च्‌ जज किट 2। 
नरा वा कु जरा वा' 
कृमक्षत्र के मंदान में महाभारत का क्लीगणेश हो रहा 7 । एस 
तरफ सात अशोहिणी सेना और दूसरी तरफ खारह अशोदहिणी सेना; 
एसः सरफ पास पाण्टल लौर उसरी तरफ़ सो कौरत; एक तरफ़ हाथ 
में शह्म सके ने उठाने का प्रतिओ के साथ जागे €ए श्रीकृष्ण औ* 
इसरो तरफ उछय या सेमी सेना; एक ओर पृुझष को आकृतिगाज- 
सा शिशमटी और इंगरी और सफेद दाड़ीवाले चैप्ठिक ऋाभार 
शाम; एक और द्रवद का पर धस्डवस्व और दसरी ओर उस: 
बिता के मिथ और सनवियां के आना दावे । 
बे हे देसय दिन जीर्म भरदस्या पर सोगे और रोगावि | 


वात द्यावबार्स था जजियेक हआ। द्रोण जन्म से ब्रदिण थे; धर्म 
दिया के से; समर्थ जाताये थे, फिर भी उबर खभा। में टिया सह 
शो 2४ के व हे शा कै का परे आए थे किए उतड आय 
ते। उगासारए सी । इस विधार से हि कोई अदनसे मे सवाई ने संत 
हाय, वा शीफवमार एाझण्य मा अगदा दवा छाग थे! जय 
ये इाहा >सा, 6 अशव थे गे का सरधा॥ हो वाण वह, आर 


डा ना, 22 (4400 रद काट जद (2 । दो ई उप 2 [75 हि फ्ः । 

आज थी हा शजदा व शाश से हा त आज के दाम वा पा: थे सोचा मी. 
४ 

$ > ' हा मु 2 

देते दी पड आह 0 इआउल बे टटइड अर्थात आडीड कद हलओं, उ0४ी 


नरो दा दंजरों वा ४१ 


कटे हाथ, उनकी तीक्ष्ण विद्या, और पांचाठराज़ द्रपद के प्रति 
उनया जुगों पुराना बेर--इन सबसे मिलकर आज पएथ्ची को निष्पाण्डदी 
करने का निश्चय कर लिया था। द्रोण का प्यारा अजुन उनके सामने 
आया भर उन्हींके दिये रहस्थ से उनके साथ लड़ने लगा | किन्तु 
रबये रहस्य के; दष्टा के सामने रहस्य टिके कंसे ? अजुन को रुख 
में म्र्छा आगई और ख्षीकृष्णने रथ छोटा छिया। भीम हा भीर 
उनके सामने आया। भीम का बल तो उन्मत्त बल ठहरा । उसने तो 
जायायग॑ के रघ को हो उठानउठाकर पटकना और तोड़ना शुरू किया; 
किसे बूद्ध-कला में प्रयीण आचार्य ने उसको हराया और खदेद़् दिया । 
भीर, गमस्भीर, मधिप्दर महाराज सामने लड़ने आये, किन्तु तुरन्त ई 
लोड पु, और हयके-बसकिन्स होकर थी कृष्ण को दे हसे छगे । 


एपर द्राणाचाय ने तो माहर बरपा वारना शंख छिया। मध्यादः 


फाो समय हजा;। बाड़ा परदपट सरस लगा; हाथा-धार जमान पर 


टन खग; प्राण के बाण शपुणा का बाधघन लग; प्रप्ट्रय्म्स दा सना 
«7... 


लिस्ट के माप भी 000 व जी ड । टयधिन गा उत्साह पोई प्िद्ः 
४ गग के साथ क्षीण हमने लगी; हयंधिन झा उत्सारा झोरई मिझलण 
हि ५ 


अप धारण बरसे छगा। पीहएय सोच में पड गये; अर्जुन बिन्नित £ 


न्द कई पर -पोनाए पार सात शत दि ध्टप 

प्टा। नीम उऊछठ-कानह्ठ पार एाडने को उवावला हो गया: यपिप्दिर 
४ ५ 

था गन अपनी विजय के दिपय मे शंका से भर गया। 


बीहा्ण में सहा+-  बधिप्लिर  मामझा गंभीर गला जा रुप है । 
वैहश्श मे जेहा+- याधाप्यर ; मामठा सनार गला जा र्प 7 । 


न रू & ७. ७ का 
ढ शत 8 पाते ८४५ एश पारा “* अकशाएर 2४7/४७ दा? शक जिक्‍ओ पं 
ब्यज पंत हर प्र जाए 7 ॥। काह सबाः ने ४गाध ।एर मार का 
3 जा ल्‍ न न्‍> > हर 
छू ए०0 हे धज्ी 75 रहा पष्छा जार एफ कि ताल पा श्‌ 5 खेन 
-* हे है, उस हरम्गा शहुम सं हद रण गा एझादा भा! गंगा ४ 
न्‍ 
कक पर 2 पोज 5 लक यम कट तक 70 पर कक 
हक डी इक के हे. न की 8, 6 5. पक शक की ई अल फअ ब॥ु आप | 
3 अध्यूल पा सहज हो हे बात पक 4 हता पाल ते पा ऑन जादा 
क् न % हक इक के +$ घ्दव शक ३0७५ $ ७ वदा 


७२ हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


द्रोण ने यह विद्या तो मुझे भी नहीं सिखाई।” अजुन ने बात 
पूरी की | 

भीम ने कहा--'सो तो सब ठीक है । लेकिन अब यह बताओ, कि 
इनको खतम कैसे किया जाय ! बाण का विष तो देखा ।” 

“कहिये युधिष्ठिर ! आप कुछ कहते क्‍यों नहीं ? ” श्रीक्ृषष्ण 
ने पूछा । 

“मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। पितामह के हटने पर में तो 
यही सोचने लगा। था कि अब विजय हमारी ही है; फिर लड़ाई भले 
जितने दिव चलनी हो, चला करे; लेकिन आज में देख रहा हूँ कि 
लड़ाई आज ही शाम को पूरी हो जायगी और'/ लत 'युधिष्ठिर 
आगे कुछ कह न सके । 

“मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है ।” 

भीम ने पूछा--''तो फिर इसमें से बचने का कोई रास्ता है ? 

“रास्ता सब बातों का होता है, इसका भी हो सकता है । 

“तो आप रास्ता सुझाइए न! आज तक तो हम आपके दिखाये 
रास्ते पर ही चले हूँ ।” युधिष्ठिर ने कह्दा । 

.. “रास्ता यह है कि कोई ऐसो युवित रची जाय, जिससे द्रोण स्वयं 
अपने घस्त्र छोड़ दें । जब तक इस ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र हैं, तब तक 
आपको अपने जीने की और जीतने की आशा न रखनी चाहिये ।” 
श्रीकृष्ण बोलि । 

भीम ने पुछा--/ किन्तु वह झस्त्र छोड़ेंगे कंगे ? 

“अगर द्वोग सुन ॒वायें कि उतका पुत्र अस्वत्थामा मारा गया हूँ, 
सो बे तुरन्त ही अपने वस्त्रों का त्याग कर देंगे। द्रोण का समूचा 
जीवन अव्वत्थामा पर टिका हुआ है। किसी भी तरह उनके कानों तक 


“नरो वा कुंजरो वा' ७३: 


ये शब्द पहुँचने चाहिये कि अदवत्थामा मारा गया है ।” श्रीक्षष्ण ने: 
जताया । 

“किन्तु अब्वत्थामा के जीते जी उसके मारे जाने की ख़बर कैसे दी 
जाय ? यह अधर्म कैसे किया जाय ?” युधिष्ठिर चौंके । ह 

श्रोकृष्ण ने कहा--“आप ठीक कहते हैं । धर्म तो वही है, जो आप 
कह रहे हैं। किन्‍्तू यहाँ तो विजय की बात है। यदि धर्म की अपेक्षा 
विजय प्रिय हो, तो इस तरह कीजिये । दूसरा कोई उपाय नहीं । 

“श्रीकृष्ण ! आप जो चाहें, कहें; किन्तु यह उपाय हमारी वीरता 
को शोभा नहीं देता ।” अर्जुन ने पीठ फेरी । 

“अब आप सब अपने-अपने रास्ते जाइये और लड़िये । में देख लगा 
कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।” भीमसेन ने सबकों विद्य 
किया और खुद मालदों के दल की तरफ बढ़ा।.... ह 

मालव-राज के पास एक हाथी था। उसका नाम अद्वत्यामा 
था। मालव-राज पाण्डवों की ओर से लड़ रहे थे। भीमसेन ने मारूव- 
राज के उस अद्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और घोष किया-- 
“अश्वत्थामा मारा गया ! अदृवत्थामा मारा गया ! ” 

भला, भीम की वह घोषणा ठेठ द्वोणाचायं के कानों तक पहुँचे 
विना कैसे रहती ? 

द्रोण के कानों ने सुना---' अश्वत्थामा मारा गया। ” 

“कौन कहता है ?” द्वोण ने पूछा । 

“भीमसेन कहता हैँ कि आपका पूत्र अश्वत्थामा मारा गया ।” 

द्रोण बोले--''भीम झूठ बोलता हूँ । में द्रोग आज इस तरह शस्त्र 
छोड़नेवाल्ा नहीं हूँ । और, मेरा अद्वत्थामा इस तरह मरनेवालों में 
था ही कब ? बच्चु भीम ! इस तरह मूुन्नसे शस्त्र डलवाकर 


"७४ हिन्दू-वर्म की आख्यायिकाएं 


वच जाना चाहते हो. क्‍यों ? अरे, आज साँझ तक मेरी भी मार 
देख लेना ! मेने दुर्योधन का नमक खाया हैँ। वच्चे धृष्ट््यम्न ! 
* अपनी बहन को रानी बनाना हो, तो तैयार हो जा। आज मेरा 
अन्तिम दिन हैँ । 

भीम की पुकारों से द्वोणाचार्य अतिशय उत्ते 
लिए वह दूने जोर से छड़ने लगे । इतने में सामने ही हू 
हजार पांचालों को देखकर द्रोण की आँखों में ख़न उत्तर आय 
हाथ खुजलातन लगे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया ! द्रोण 
ब्रह्मास्त्र ! बचारे पांचाल उसे समझें भी क्या ? वीसों हजार जहाँ-के- 
तहाँ स्वाहा हो गये। 

किन्तु तुरन्त ही अन्तरिक्ष में ऋषि आ खड़े हुए--वसिष्ठ, विश्वा मित्र 
जमदग्ति, भरद्वाज, सभी आये। 


6 
हि 


का वह 


द्रोण |! तृम्हारा समय अब पूरा होने आया हूँ । तुम ब्राह्मण हो; 
यूछ-जैसे ये कर कर्म ब्राह्मण को शोभा नहीं देते । तुम यह व्यों भूछ 
जाते हो कि हमारा जन्म जगत्‌ में शांति की स्थापना के लिए है ।” 

द्रोण ने ऊपर की ओर देखा । अपने दूपित हाथों से सवको नमन 
'किया, और अपनी इस उग्रता के पीछे छिपी हुई शाच्ति का क्षणभर 
स्मरण किया । 

“द्रोंण ! तुम तो धनुविद्या के आचाय॑ हो ! ये पाण्डव और कौरव 
तुम्हारे शिष्य हैं। तुम उठे और इन बेचारे पांचालों .पर ब्रह्मास्त्र का 
प्रयोग कर' बैठे ! क्‍या यह तुम्हें शोभा देता है ? जो बेचारे ब्रह्मास्त्र का 
नाम भी नहीं जानते, उनपर उसका प्रयोग करके तुमने अधर्म युद्ध 
किया हे, और धतुविद्या के नियम को तोड़ा है। इसके लिए तुम्हें प्राय- 


नरो वा कुजरो वा' उप 


श्चित्त करना चाहिये। अब भी सोचो; अपने-आपको भूलकर इस 
तरह लड़ने लगे हो, यह ठीक नहीं |” 

ऋषि अन्तर्द्धान हो गये, किन्तु, द्रोण के हृदय को भारी आशात 
पहुँचा। उनके हाथ ढीले पड़ गये; उनकी पेशानी पर पसीना आ गया, 
उनके शस्त्रों की धार बोथरी वन गई | वकरियों के झुण्ड पर झपटने 
वाले वाघ की तरह क्षण भर पहले जो द्रोण पाण्डब सेना पर टूट पड़ते 
थे, उनको अपने आप पर ग्लानि हो आई, उन्होंने अनुभव किया कि 
उनके हाथों कोई महान्‌ अकर्म हो गया हैं ! “जब वसिड्ठ और विश्वा- 
मित्र जैसे ऋषि भी कहते हें, तो मुझे इस कार्य से बिरत हो जाना 
चाहिए।” द्रोण फिर सोच में ड्व गये--“आखिर यह सब किसके 
लिए ! जिस अव्वत्थामा के लिए में अव तक जीता आया हूँ, अगर वह 
मारा गया हे, तो फिर में राह भी क्‍यों देखू ?  द्रोंग आकुल-व्याकुल 
हो गये; उनके गात्र शिथिल होने लगे; उनकी आँखों के सामने हलका-सा 
अँधेरा छा गया | “किन्तु मेरा अश्वत्थामा यों मर ही नहीं सकता | 
तो फिर भीम झूठ क्‍यों वोल्य होगा ? लड़ाई का मामला है; हो सकता 
है, कि मेरा पुत्र काम आ गया हो । तो फिर ? नहीं, तो भी भीम का 
विश्वास तो नहीं किया जा सकता | पूछना हैं, तो युधिष्ठिर से ही 
पूछना चाहिए | जन्म से आज तक वह कभी असत्य नहीं बोला । यह्‌ तो 
हस्तिनापुर के राज्य की बात है, किन्तु च्रलोकक्‍्य के राज्य के लिए भी 
युधिप्ठिर असत्य नहीं बोलेगा । चलू , उसीसे पूछूँ। 
 द्रोण सेना के अग्रभाग में आये और गर्जना को--"हे पृथापुत्र 

यधिष्ठर ! सामने आओ, मूझे तुमसे एक वात पूछनी हैं ।” 

दोनों सेनायें कुछ देर के लिए थम गई; हाथी, घोड़े, रथ आदि 

खड़े रह गये; योद्धा कुनूहू के साथ देखने रूगे, और महाराज युधिप्ठिर 


७६ हिंदु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


का रथ पाण्डव सेना के अग्र भाग में आया। उनके रथ से सटाकर ही 
श्रीकृष्ण ने अर्जुत का रथ खड़ा किया। 

“गुरुदेव ! क्‍या आज्ञा है ? ह यूधिष्ठिर बोले । 

“तुम्हारा यह भीमसेन कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया। क्‍या 
यह सच हे ?” 

युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण की ओर देखा । हुम्बी-चौड़ी चर्चा के लिए 
समय न था। श्रीकृष्ण ने कहा--“महाराज युधिष्ठिर । अगर ये द्रोणा- 
चाय आज शेष आधे दिन और लड़े, तो समझ लीजिए कि आपकी समूची 
सेना समाप्त हो जायगी। आप तो इस समय धर्म-अधर्म की तराजू 
लेकर तौलन बेठ हैं, किन्तु आपकी मदद के लिए आए हुए इन लाखों 
योद्धाओं के जीवन का भी विचार कीजियेगा । उनके जीवन आज 
आपकी तराजू में तुरल रहे हे, इसलिए घवबराइयें मत; और बित्ता 
झिझके गृरु को जवाब दीजिए ।” 

भीम तो निरे असत्य का भी समर्थन करने को तैयार था। किस्तु 
महाराज युधिष्ठिर सोच में पड़ गये--'जीवन-भर जिस सत्य का सेवन 
किया, आज उसे इस तरह धूल में मिला द्‌ ? माता कुन्ती यह सब 
जानेंगी, तो मुझे क्या कहेंगी ? किन्तु नहीं, नहीं। अकेले अपने सत्य 
. परं दृढ़ रहकर मेरे लिए अपनी सारी सेना का नाश कराना कदापि 
धर्म न होगा । श्रीकृष्ण ठीक ही कहते हैँ । युधिष्ठिर बोलने को तैयार 
हो गये । 

फिर विचार आया --“और यह भी तो ह कि जिस हेतु से यह 
सारा युद्ध रचा है, उस हेतु को ही छोड़ दिया जाय, तो फिर जीवन में 
रह क्या जाता हैं ? विजय तो मिलनी ही चाहिए । तो क्‍या विजय के 
लिए इतना भी न किया जाय ? ” 


'तरो वा कुंजरो वा' ७७ 


फिर एक विचार भाया-- किन्तु क्या इस तरह असत्य से सनी हुई 
विजय, विजय होगी ? 

“यूधिष्ठिर !” द्रोण अधीर होकर बोले। “युधिष्ठिर, जवाब 
दो। क्‍या अश्वत्यामा मारा गया हैं ? अगर मारा गया हो, तो वंसा 
कह दो; इसमें हिचकिचाने को तनिक भी आवश्यकता नहीं। आज 
इन अशुभ समाचारों को सुनने के लिए द्रोण तैयार है ।” 

किन्तु युधिष्ठिर जवाब देने को तैयार न थे। 


यूधिष्ठिर का हृदय सत्य और विजय के बीच झोंके खाने लगा; 
उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। किन्तु अखीर में वह बोले--“अश्व- 
त्थामा हत: ॥7 


दूसरे ही क्षण सवाल उठा--'“किन्तु अश्वत्थामा तो जी रहा हैँ न ? ” 
फिर मनन्‍्यन शुरू हुआ | “युधिष्ठिर ! ऐसा घोर असत्य ? इतना सफेद 
झूठ ! तेरा सत्यवादीपन कहां गया ? भला, सच तो कह !” और 
धर्मराज ने सोचा--“तो, सच ही कह दूँ ।” और बोले--.नरो था 
 कुंजरों वा।” 

“किन्तु हें जीभ, जरा संभलकर बोलना भरता ! कहीं द्रोण इन 
शब्दों को सून न ले !” 

पाण्डवों के युधिष्ठिर ने तय किया---'ये शब्द कहे तो जाये, किन्तु 
इतनी धीमी आवाज में कहें जायें, कि द्रोण सुन न सकें,और वंसे, कहने 
को यह कहा जा सके कि ठीक ही तो कहा था ।” 

युधिष्ठिर गूनगुनाये--'नरो वा कुंजरो वा। नरो वा ऊुंजरो वा । 
नरो वा कुजरों बा ।?- 


“अपने तो जो सच था, सो कह दिया। फिर गुरु द्रोणाचायं न 


>2८:728% 7 7 7६ :.+ - आालाकल: < .......... .... :+८. 


७८ हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


सुने और दस्त्र त्याग दें, तो इसमें हम वया कारें ?  यधिष्यिर ने अपने 
मन को मनाया । 

युविष्ठिर ने सत्य छोड़ा--द्रोण ने गस्त्र छोड़े । यूत्रिष्टिर के मुख 
ने कान्ति छोड़ी, जगत्‌ ने कुछ देर के लिए प्रकाश छोड़ा और विशार्ये 
काली पड़ गई। 

“बूविष्ठिर ! बाह, क्या कहने हैं, तुम्हारे शब्द-चातुर्थ के ? इस शब्द- 
चातुर्य ने द्रोण को ठगा, किन्तु यह घब्द-चातुर्य समूचे विश्व की निया- 
मक सत्ता को कैसे ठग सकता हूँ ? यह अद्द-चातुर्य तेरे अपने है| 
हृदय में बंठे हुए देवाब्रिदेव को किस प्रकार धोखा दे सकता हैँ ?” 
युधिष्ठिर ने मन-ही-मन कहा । 

हस्तिनापुर की गद्दी के लोभ ने यूधिष्ठिर को भुलावे में डाल दिया। 

किन्तु कुंजर शब्द का विस्र्ग अभी भोठों के बाहर भी नहीं न्िकछा 
था कि इतने में तो युध्षिष्ठिर के रथ के पहिये, जो हमेशा जमीन से 
चार अंगृछ ऊँचे रहा करते थे, एकदम नीचे आ टिक्रे । सौ टंच सोने के 
. थाल में लोहे की छोटी-सी मेख या कील लगी सो लगी ! 

उसके बाद तो युघ्िष्ठिर ने अनेक अवसरों पर कड़ी छाती से 
काम लिया; अनेक वार ही सत्य पर आहरूढ़ रहे; अनेक स्वार्थों को 
ठुकराया; किन्तु इस 'तरों वा कुंजरो वा ने उनके रथ को जो खींचकर 
जमीन पर-टिकाया, सो फिर वह ऊपर उठ ही न पाया । 


क 


३ १९ ६ 
# ७ ज्‌ 
विदेही जनक 

आज जिसे हम बिहार प्रान्त कहते हें, पहले छोग उसे विदेह कहतेः 
थे। विदेह एक हरा-भरा प्रदेश हँ--मानो सारे भारतवर्ष का उपवन 
हो--बाड़ी हो ! जब समूचे भारतवर्ष में गरम-गरम हवायें चली हें 
और जीवन का नीर सूखा है, तव विदेह की वाड़ी की शीतल छाया 
ने सबको विश्वाम दिया हैँ! गंगा और शोण के जल विदेह की भूमि 
को सींचते हुए आगे बढ़ते हैं ; भगवान्‌ वुद्ध और भगवान्‌ महावीर 
के समान महापुरुषों , के जीवन-सन्देश इस प्रदेश में प्रसृत हुए हें; 
अमाथपिण्डक जैसे दानवीर विदेह में जन्मे हें ; चन्द्रगप्त और अशोक. 
के समान चक्रवर्तियों का प्रभुत्व इस प्रदेश पर रहा हैं; श्ावस्ती 
और पाटलीपुत्र-जंसे राजधानी के नगर विदेह की भूमि में खड़े हुए 
है ; आज भी विहार विद्यापीठ के जैसी राष्ट्रीय संस्था विदेह में ही 
अपना झण्डा फहरा रही हैं । 

प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। कहा 
जाता हैं कि महाराज जनक ज्ञानी थे। उन्होंने परमात्मा को पहचान 
लिया था। उन्हें इस वात का कोई अभिमान न था कि वे एक 
बड़े राजा है और एक बड़े प्रदेश के स्वामी हैं । वे तो इस तरह, 
राज-काज चलाते थे, मानो स्वयं परमात्मा के नम्प्र सेवक हों ! इसलिए वे 
राज की सभी फिकर-चिन्ता भगवान के हवाले करके निश्चिन्त रहते थे | 
सुबह से छेकर दाम तक सारे राज का प्रवन्ध करते, सेना का निरीक्षण 


-८ट० हिंदू-धर्म को आख्यायिकाएं 


करते, और महसूल पर ध्यान देते ; शत्रुओं का पता रखते और चोर 
आदि को दण्ड देते; लोक-कल्याण के उपाय करते, और चारों वर्णो का 
समुचित संरक्षण करते। और इतना सब करने के वाद भी इस सब 
को परमात्मा के हवाले करके वे एक क्षण को भी यह न भूलते थे 
'कि स्वयं इन सबसे अलग हें। इसलिए लोग उनको विदेही जनक 
कहते थे । 
मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी के वीचोंबीच 
जनक महाराज का महल था, और महल के आस-पास कोई एक हज़ार 
संन्यासियों की पर्णकुटियाँ थीं। मिथिला के सिंहासन पर बँठने पर 
भी जनक महाराज को फ़क़ीरी का शौक़ था। महाराज्य का सिंहासन 
'छोड़कर साधु-सन्‍्तों की चरण-सेवा करना उन्हें बहुत प्रिय था। 
अच्छे ख़ासे राजा थे; छत्र-चामर धारण करके और रेशमी वस्त्र पहन- 
कर जब सिंहासन पर बैठते, तो क्षणभर ऐसा प्रत्तीत होता, मानो स्वयं 
इन्द्र ने ऐश्वर्यों का उपभोग करने के लिए अवतार धारण किया है ! 
किन्तु इस राजमहल की खिड़की से, इस सिंहासन पर से, हीरा-मानिक 
से जड़े इन छत्र-चामरों के पीछे से भी जनक की दृष्टि तो अपनी पर्णकुटी 
में टंगे हुए उस मृगचर्म और कमण्डल पर, कौपीन और दण्ड पर रहा 
करती थी। प्रतिदिन प्रभात में राजमहलू के उद्यान से कोयलू 
ककती और पर्णक्रुटियों से वेद की ध्वनि उठती; प्रतिदिन रात 
को जब सारी मिथिला सो जाती, इन पर्णक्किटियों में वेदान्त की चर्चा 
शुरू होती । 
जनक राजा के दरबार में अष्टावक्र मुनि कथा बाँचते | प्रतिदित 
साँस के समय जनक राजा राज-काज से छुट्टी पाकर सभामण्डप में 
आते, और क्या संन्यासी, क्या गाँव के श्रद्धालु लोग, और क्या महा- 


है. 


विदेही जनक ८१ 
राज जनक स्वयं, सभी अष्टावक्र का उपदेश्षामृत ग्रहण करते । यों तों 
बष्टावक्र आठों अंगों से टेढ़े थे, इसलिए अनजान आदमी को तो उन्हें 
देखते ही हँसी आ जाती थी, और मन में विचार आता था कि 
ऐसे बाँके-टेढ़े आदमी में रत्ती भर भी अक्लल होगी या नहीं। लेकिन 
परमात्मा का प्रसाद किसे प्राप्त होता है, सो कौन कह सकता है ? 
अष्टावक्र जन्म से ही ज्ञानी थे ; माता के गर्भ में ही उन्हें परमात्मा 
का मान हो चुका था। जनक महाराज उनके ज्ञान पर, उनकी निष्ठा 
पर, और उनके उपदेश पर मुग्ध थे । अष्टावक्र मुनि भी महाराज जनक के 
समान श्रोता को और कहाँ दू ढ़ने जाते ? अष्टावक्र को यह निशचय' 
हो चुका था कि सिंहासन पर बैठने पर भी जनक मन से विरागी हैं, फ़क़ीर 

यही कारण था कि जनक-जैसे राजा का गुरु बनने में अष्टावक्र को 
अनोखा आनन्द आता था । दुनियादारी से बहुत ऊपर उठ जाने पर भी, 
ऐसे गुरु-शिष्यों के हृदय एक-दूसरे के लिए कितने अनु रवत हो चुक्‍ते हैं, 
सो कौन कह सकता हैं ? 'हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परस' । 

एक दिन साँझ की कथा का समय होने आया । सभा-मण्डप सारा 
सुसज्जित था। आसन सब बिछ गये थे। गुरु अप्टावक्र के लिए ऊँची 
आसन वबिछा दिया गया था। सारा मण्डप धूप से महक रहा था । 
आस-पास के सुगन्धी पुष्प चारों तरफ़ अपनो सुवास फैला रहे थे। 
श्ोतागण सब एक के बाद एक आ रहे थे । 
/'कहिये विरजानन्दजी | कर की कथा कंसी रही ? 
“ अजी छोड़ो भी, उस वात को | हम तो सब- 
“क्रहिये तो, क्या देख चके है ?' हे 
“इूसमें कहना भी था? कया जिस चीज के 
तुम्हारे मन में भी नहीं है ? 


जारर्( 
०7 
4 
दे | 
हि । 
त 
धर । 
नमन, 
95७ ८ 


<८र हिंदु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


“लेकिन कुछ कहोगे, तभी पता चलेगा न ? ” 
“बेद-वेदान्त की ये सब बातें ठीक हें; और तो सब राम-राम ही 


| १8 


299 


“सचमुच, मुझे भी यही कहना हें ।” 

“इसीलिए शास्त्र में लिखा हैं कि संन्यास के बिना मोक्ष नहीं । राजा 
कितना ही दिखावा क्यों न करे, तो भी वह हमारे-जैसा थोड़े ही कहा 
जा सकता हूँ १” 

“नहीं जी, नहीं । वे वातें तो करेगे ब्रह्म-परत्रह्म की, विवेक 
और वेराग्य की, किन्तु गले-गले तक राग में सने होंगे । सवेरे सुवासित 
पदार्थो' से नहाना, तेल मलना, रेशमी वस्त्र पहनना, अनेकादेक जीवों 
की हिंसा करना, भोग भोगना, रनिवास में जाना, प्रतिदिन राजकोफ 
का निरीक्षण करना, छतर-पलंग पर सोना, सोने-चाँदी के आभूषण 
धारण करना, और यह सब करते हुए शाम को आँखें मूदकर एकः 
घण्टा कथा सुनना [” 

“आप ठीक ही तो कहते हें। कहाँ ये भोग विलास, और कहाँ 
हमारी वेदान्त-कथा ! लेकिन एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रहीः 
हे ।' | - 

“कौन सी ? ” । 

“कहूँ ? जीभ खुलती तो नहीं, पर आप कहें, तो कह दू ।” 

“कहो न ? यहाँ कौन सुनता हे ? ” 

“यह सब होते हुए भी गुरु अष्दावक्र के मन में राजा के प्रति 
इतना पक्षपात क्यों है ? 

“वाह, यह भी कोई प्रह्न है ? 

“नहों, नहीं, कहो तो सही ।” 


ग्पि 


विदेही जनक ८३ 


गम 
ग 


“अरे भाई, गुरु अष्टावक्त मनुष्य हैं या पशु हें ? उनके भी मनुष्य 
का दिल है या पशु का ? 

“यह आप क्या कहते हें ?” 

में ठीक ही कहता हूँ । गुरु अष्टावक्र को जनक के महल में रहना 
है; राजा जनक जो खिलायें, सों खाना हे। राजा जनक जहाँ सुलायें वहाँ 
सोना हे, और जनक राजा के यहाँ कथा बाँचनी हैँ; फिर उन्हें जनक 
राजा के प्रति पक्षपात न हो, तो क्या तुम्हारे-मेरे प्रति हो ? तुम्हारे 
पास महल हूँ ? तुम्हारे पास भोग्य पदार्थ हे ? तुम्हारे पास पालकियाँ 
हैं? तुम्हारे पास चमर डुलानें वाली दासियाँ हें ? तुम्हारे पास सोने को 
छत्तर-पलंग हैं ? अगर यह सब तुम्हारे पास हो, तो उन्हें तुम्हारे प्रति 
भी पक्षपात रहने लगे । वे वया तुम्हारे लंगोटे देखकर पक्षपात करें, या 
धास-फूस की इस झोंपड़ी के लिए तुम्हें चाहें, या तुम्हारे गाँठोंवाले दण्ड 
के प्रति पक्षपात रबखें ? ” 

“भाई, यह आप क्या कहते हैं ?” 

“में ठीक ही कहता हूँ। तुम अभी बच्चे हो । हम धो इस चीज़ को 
बहुत पहले से जानते हैं । लेकिन क्‍या करें ? 

“तो फिर जहाँ एसा पक्षपात होता हो हम रहें क्यों ? 

“तो कहाँ जायें ? 

“सारी दुनिया पड़ी हूं ।” 

“सारी दुनिया में कहीं-व-कहीं जाकर रहना तो पड़ेगा ही न, तो फिर 
यही कौन बुरी जगह है ? नई जगह होगी, सब नया-नया देखना-सुनना 
पड़ेगा ।” 

यों बातचीत चछ रही थी कि इतने में सभा-मण्डप संन्यासियों 
ठसाठस भर गया। नगर के भी घोड़े नागरिक आ पहुंचे थे | ढीकू उमय 


८४ हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


हुआ और वाहर द्वार पर एक पालक्ी आकर रुक्ी। मुनि आप्टावब्र 
पालकी से नीचे उतरे और सभा -मंडप में पधारे । अप्टावक्र को आते देख 
सभी श्रोत्ागण खड़े हो गये । सबने उन्हें नमस्कार किया | और जय 
मुनि अपना दण्ड लीचे रखकर आसन पर वंठ गये, तो दूसरे सब भी 
बेठे । 

कथा का समय हो चूका था। म॒नि ने समूचे सभा-मंडप पर एक 
दृष्टि डाली । सव श्रोता आ चूके थे; केवछ महाराज जनक का स्थान 
खाली था । 

“महाराज |! कृपाकर कथा शुरू कीजिये |“ नित्यानन्द बोले । 

“समय हो चुका है, किन्तु जनक आये नहीं हैं ।” 

“वे तो आ जायेंगे । उन्हें राज-काज रहता है; इसलिए समय पर कंसे 
आ सकते हैँ ? ” एक संनन्‍्य।सी ने कटाक्ष किया । 

“जनक के लिए कथा पहली या राज्य पहला ?” एक दूसरे महाशय 
ने चिढ़कर कहा | 

“प्राय: उन्हें देर होती तो नहीं, किन्तु कोई महत्त्व का काम आ गया 
होगा, और उसके लिए रुक जाना पड़ा होगा। अब उन्हें आना ही 
चाहिए ।” अष्टावक बोले । 

“किन्तु आप श॒रू कीजिये न! आखिर राजा गृहस्थ कहलाते हें। 
उन्हें कथा की कया चिन्ता ? उनके लिए तो कथा फ़्रसत का विनोद है ! 
सच्ची कथा सुननी हो, तो राज्य छोड़कर संन्यासी न वन जायेँ ? ” 

“महाराज ! आप शुरू कीजिये । जनक राजा आ जायेंगे।” एक 
और संन्यासी ने कहा । 

“सहाराज ! जो कथा के अधिकारी हैं, वे तो'सब आ गये हैं।” 


दूसरा बोला । 


८६ हिंदु-वर्म की आख्यायिकाएँ 


“चलो, दौड़ी, उधर आग लगी हूँ, गौर हम सब यहाँ यों बैठ हुए हूं ! 
सब कुछ जल जायगा, तो रहने का ठौर-ठिकाना भी न रहेगा । फिर कौन 
दादाजी दिलायेंगे ! कथा तो रोज़ ही होतो हैँ ।” चीथे ने भड़क कर कहा। 

कथा चल रही थी । 

“अरे भाई, चछो न ! बहुत सुनी कथा ! ऐसे समय भी कहीं 
कथा सुनी जाती है ?” पाँचवा अधीर हुआ । 

“अरे दौड़ो, दौड़ो ! दक्षिण दिशा की पर्णकुटियों पर चिनगारियाँ 
गिरने लगी हैं।” पुकार मची । 

“सब बैठे क्या हो ? सुनते नहीं ? भले, मुनि जी कथा बाँचते रहें, 
और जनक राजा सुनते रहें ।” नित्यानन्द गरजे, और साथ ही संन्यासियों 
का सागर उमड़कर द्वार की ओर बढ़ा । 

समूचे विशाल मण्डप में एक ही श्रोता वच रहा । 

“महाराज ! राजमहल में आग लगी है, तो आप भी पधारिये न !” 
अष्टावक्र ने कथा बन्द करने का प्रसंग निकाला । 

राजा मौन रह गये । 

“महाराज ! मेने क्‍या कहा ? राजमहल में आग लगी है। 
आप पधारियें। कथा आज के दिन बन्द रहेगी ।” अष्टावक्र ने फिर 

कहा । ; 

“महाराज ! आप कथा सुताइये ।॥” जनक बोले । 

“लेकिन आपका महल जो जल रहा है ? ” | 

“प्रभो | आप आगे कथा कहिये। में प्रपंची आदमी ठहरा। 
में इस सारे राज्य की उपाधि उठाये हुए हूँ; किन्तु जब आपकी कथा 
सुनने आता हूँ, तब अपना राज्य परमात्मा के चरणों में छोड़ आता हूँ। 
प्रभो ! इस समय-आपके सम्मुख बैठा हुआ यह जेनंक विदेह का राजा 


विदहों जनक 


नहीं है; इस समय तो वह एक फ़क़ीर हैँ। यह ऐसा समय है, जब में 
अपना सब-कुछ परमात्मा पर छोड़ देता हूँ । अपने इस विचार की 


'कंसौटी के लिए परमात्मा जो भी प्रसंग पैदा करेगा, सो सब मुझे सह 


लेना होगा।” 
“किन्तु महाराज ! मिथिला जो जल रही हैं ?” अष्टावक्र ने 


पूछा | 


“किसकी मिथिला ?” जनक ने प्रतिप्रइन किया । 

“जनक की मिथिला ।” अष्टावक्र बोले । 

“महाराज ! जब आप ही ऐसा कहेंगे, तो में कहाँ जाऊंगा ? 
समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो मनृष्य कहाँ जाय ? मिथिला न किसी 
की कभी थी, न आगे कभी होगी । आप ही नें मुझे यह सिखाया है न? 
आप ही तो मुझे उपदेश करते हें कि में (मिथिला मेरी', “मिथिला मेरी' 
का अभिमान छोड़ दूं । मिथला तो मेरे नाथ की, परम कृपाल परमात्मा 
की हैं” जनक गदगदू कृण्ठ सेबोलि। . ' मा 

“किन्तु क्‍या तुम्हें उसे सभालना न चाहिए ?” 

“प्रभो ! सँभालना तो चाहिए; किन्तु जितना में मिथिला को 
सँभालू', उतना ही मुझे अपनी आत्मा को भी सँभालना है। प्रतिदिन 


' सारा समय मिथिला की संभाल रखता हूँ, किन्तु जब कथा सुनने 
आता हूँ, तो उसे जगरत्‌ के नाथ को सौंप आता हूँ । इसलिए इस 


समय मुझे उसकी चिन्ता करते की आवश्यकता नहीं |! आप कथा 
आगे चलाइये ५” जनक ने उत्तर दिया। र 

* जब मनि और जनक के बीच इस प्रकार बातचीत चरू रही 
थी, तभी गये हुए संन्‍्यासी सब एक-एक करके वापस  सभा-मण्डप में 
बने लगें] +* पटक $ (० "है पे) ३ 


पहच्दू-बभ का जास्यावकीएँ 

“कहिए नित्यानन्दजी ! आग बुझ गई न ? ” अप्टावक्र ने पूछा । 

नित्यानरद ने सिर नीचे झका लिया । 
| कहिये विरजानन्दजी ! कितना हिस्सा जरू गया ?” अप्टावक्र 
ने फिर पूछा। 

“महाराज जब आग देखी, तब तो बड़ी-बड़ी छपटों उठ रही थीं 
किन्तु जाकर देखा तो घास का एक तिनका भी जला नहीं मिला। 
विरजानन्द ने जवाब दिया । 

“महाराज ! एक शंका हु रही है । आज्ञा हो तो पुछ । विशुद्धा- 
ननन्‍द बोले । 

“क्या शंका है ? 

“आपने माया तो नहीं की थी ?” 

,. “विशुद्धानन्द ! यही वात हैँ। में देख रहा था कि आप सबको 
बहुत दिनों से अपने संन्यास का अभिमान रहने छगा था। आप जनक 
के महल की अपेक्षा अपनी पर्णकुटी को अधिक पवित्र समझते हैँ; उनके 
वैभव की अपेक्षा अपने त्याग को उच्च मानते हे; उनके साधनों की 
अपेक्षा अपनी लगोटी को श्रेष्ठ समझते हैं; उतकी उपाधि की तुलता में 
अपने संन्यास को बड़ा मानते हैँ ।” अष्टावक्त बोले । 

“जी हाँ, सो तो हूँ ही ।” 

“यह सच नहीं है। पर संन्यास को गृहस्थाश्रम से बड़ा मानने के बदले 
संन्यास की वृत्ति ही गृहस्थ के राग-द्वेष से उच्च है, यह मानना अधिक 
उपयुक्‍त होगा। पविन्रता-अपविन्नता महू में या पर्णकुटी में नहीं, 
किन्तु उस महल या पर्णकुटी में रहनेवाले आदमी के अन्तर में हे । यह 
न समझिये कि वैभव के साधनों में हीनता है, और लगोटी में उच्चता है । 
जहाँ रहें, वहाँ लगोटी वृत्ति, रकखें, तो बस है। आपके पास अपनी छगोटी 


विदेही जनक ८९. 


में भी लेंगोटी-वृत्ति कहाँ है ? कभी किसी की ग़रूती से आपके कमण्डल्‌ 
में छेद हो जाय, तो आपको उसका इतना दुःख होता है, जितना 
जनक राजा को करोड़ रुपये जाने पर भी नहीं होता । अभी करू ही 
जब चुहा आपकी लरँगोटी काट गया, तो सिफ़े इसके लिए आप चूहों 
का यज्ञ करने की बात सोचने लगे थे ।” अष्टावक्र कहते गये । 

“महाराज ! हम आपकी वात को समझ रहे हैं।” नित्यानन्द बोले । 

“आज ही जनक राज-सभा से कुछ देर में आये, तो आप लोग 
कितने उतावले हो गये थे ? आप सोचने छगे कि कथा सुनने 
के अधिकारी तो आप ही हें। जनक राजा पर आपकने न जाने कितने 
कटाक्ष किये । यह सब किस बात का सूचक है ?” अष्टावक्र ने पूछा। 

“जी ! बिलकुल ठीक है ।” 

“देखिए, सच्चा अधिकारी कौन है, आप या जनक ? आप सके 
समस्त संसार का त्याग करके बाहर निकले हैँ। लेकिन कहीं लूँँगोटी 
जल न जाय, इस डर से भागे ! आपने सारी दुनिया तो छोड़ी, किन्‍्तु 
लेंगोटी न छोड़ सके । जनक राजा सारे विदेह के राजा हैं, . छेकिन 
कथा के सभय वे समूचे विदेह का त्याग -कर बेठे, और मिथिला को” 
परमात्मा के हवाले कर दिया । संन्यास आपका सच्चा या जनक का ? 
कथा के सच्चे अधिकारी आप या जनक ?” अष्टावक्र ने प्रश्नों की झड़ी 
लगा दी। 

संन्यासी चुपचाप सुनते रहे । का 

कथा समाप्त हुई। अष्टावक्र मुनि अपने स्थान को गये; - जनक 
राजा महल में गये; संन्यासी सब अपनी-अपनी पर्णकुटियों की तरफ़ चले । 

सभा मण्डप के चबूतरे पर खड़ा एक संन्‍्यासी गृतगुनाया--- क्या” 
भव भी गृहस्थाश्रम में छौटा जा रुकता है ? 


लोटेभाई बड़ेभाई 


गंगा के तट पर दो तपोवन थे--एक बड़े भाई का, और एः 
छोटे भाई का । तपोवन के वृक्ष आकाश के साथ बातें करते; तपोवन क 
धुआँ बल खाता और गुछलियाँ बनाता हुआ छप्परों की राह ऊपर चढ़ता 
प्रति-दित सबेरे तपोवन की पर्णकुटियाँ वेदध्वनि से गू ज उठत्तीं; तपोवः 
के शान्‍्त-स्वच्छ जलाशय वस्तुमात्र का प्रतिबिम्ब धारण . करते; 
तपोवन के हरिण ऋषि-पत्नियों के हाथ से दृब खाते और खेलते; 
तपोवन के तपस्वी ईश्वर को पहचानने के लिए देह को घुला डालते- 
वाली तपस्या करते । 

बड़ेभाई और छोटेभाई एक ही माँ की सनन्‍्तात थे। सांसारिक 
भोगों और ऐश्वर्यों से ऊब दोनों घर छोड़ निकल पड़े थे; 
गंगा के तट पर आकर उन्होंने विश्राम किया। डेरा डाला । किन्तु 
बहाँ भी उनके चारों ओर तपोवन खड़े हो गये । दोनों के अपने 
आश्रम थे। दोनों के अपने शिष्य थे। दोनों अपने-अपने आश्रमों की 
व्यवस्था करते थें। दोनों कुशलू- व्यवस्थापक थे । प्रतिदिन प्रातः अपने 
नित्यकर्म से निवटकर छोटेभाई बड़ेभाई के आश्रम भ॑ जाते बड़े- 
भाई के चरणों में नमत करते, कुशल पूछते, और “भैया, कोई आज्ञा 
हैँ ?” इतना' पुछकर वापस आ जाते। प्रतिदिन साँझ क्रो बड़ेभाई 
छोटेभाई के आश्रम में जाते, आश्रम के कुशल-समाचार पूछते, :शिष्षयों 


छोटेभाई बड़ेभाई ९१ 


से छोटेभाई की कुशल पूछते, एकाध ढोंगी-पाखण्डी शिष्य को धमकाते, 
छोटेभाई से मिलते उन्हें अन्तर के आशीर्वाद देकर लौठते, और मन ही 
मन प्रसन्न होते हुए चले जाते । 


दोनों की तपस्या लोगों से छिपी न थी। गंगा-तट के प्रदेश का 
राजा उनकी आज्ञा को सिर मार्थ चढ़ाता और उस स्थान की रक्षा 
करने में पुण्य अनुभव करता था। आस-पास के लोगों का जी जब 
दुनियादारी की हवा से अकुलाने लगता, दम घुटने लगता, तो वे 
तनिक सुख की साँस लेने के लिए इन तपोवनों में आ जाते और बहुत्त 
निश्चिन्तता का अनुभव करते। कुछ समय रहकर फिर अपनी 
दुनिया में लौट जाते, और तपस्वियों का स्मरण किया करते। दोतों 
ऋषि-वन्धु भी पर्वों के अवसर पर आस-पास घूमने निकल पड़ते, और 
लोगों को उपदेश देकर प्रजा की संस्कारिता और धाभिकता को 
बनाये रखते । 


& 

और, इन सबको--ऋषि-बन्धुओं को, प्रजा को और राजा को, 
तपोवन को, तपरचर्या को, गाँवों को और राजधानी के नगर को, दुनिया- 
दारी को, और राजकाज को यानी सब किसी को--जीवन पहुँचानेवाली 
गंगामैया तो तपोवन के वृक्षों के चरण धोती, गाँवों के खेतीं का 
पोषण करती, और राजधानी के महलों की सीढ़ियों को पखारती 
सनातन काल से बहती ही रहती हैँ । तपस्वी आते हूँ और जाते हैँ 
लोग पैदा होते हैं और मरते हें; राजा गादी पर बैठता. हैँ और चल 
देता है; तपोवन खिलते हें ओर मूरझाते-सूखते हें; गाँव खण्डहर 
बनते हैँ; और खड़े होते हैं; राजधघानियाँ वनती हैं और बिगड़ती हैं; 
तपश्चर्या, संसार-व्यवहार और राज-प्रवन्‍न्च, सबके रूप बदलते हें; 


९२२ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


किन्तु नहीं बदलता एक गंगामेया का अख़ण्ड जीवन-प्रवाह। गंगा 
तो सदा गंगा ही हैं; हिमालय से उत्तरती, शंकर की जटा में विछीन 
होती और बाहर निकलती, समूचे देश को उपजाऊ बनाती, और 
अन्ततः समुद्र में विलीन हो जाती, गंगा तो वही पतित पावनी गंगा 
है । 

एक दिन सबेरे छोटेगमाई बड़ेभाई के आश्रम में आये। गर्भियों 
के दिन थे। आश्रम की अमराइयों में कोयल कूक रही थी । आम के 
पेड फलों के भार से झुके जा रहे थे; पास ही कुछ दूर पर नदी की 
रेत में ऋषिकुमार खेल रहे थे। जब छोटेभाई अमराई की तरफ़ 
आगे बढ़े, तो कोयल ने उनका स्वागत किया--कुह-कुह” की मीठी 
आवाज़ गृू ज उठी । एक बड़ा रसीला आम का पेड़ था । लम्बे-लम्बे और 
मुलायम उसके पत्ते थे, और उस पर बड़े-बड़े आम लटक रहे थे। 
छोटेभाई की दृष्टि एक गदरायें हुए आम पर पड़ी और वहीं चिपक 
गई। बहुत सुन्दर गदराया हुआ आम था, बिलकुल पके को 
था; आज डण्ठल से छूटकर गिरे या कल गिरे, ऐसी हालत थी। 
छोटेभाई की दृष्टि टिको सो टिकी; किन्तु जिस तरह चतुर सारथी 
घोड़ों की लगाम खींच लेता है, छोटेभाई ने उसी तरह अपनी 
आँखें वहाँ से हटातीं, और आगे बढ़कर बड़ेभाई के स्थान पर 
पहुँचे । 

बड़ेभाई भिनसारे ही कहीं वाहर निकरू गये थे; साँझ तक 
लौटनेवाले थे। छोटेभाई कुछ देर ठहर कर तुरन्त ही उसी अमराई 
की राह लौट पड़े । 

लेकिन वह गदराया हुआ आम ! कोयलछ फिर कुहक 
उठी | उन हम्बे-लम्बे पत्तों पर दृष्टि फिए जा पहुँची। ओह, उस 


' छोंटेभाई वड़ेभाई ९३ 


गदरायें आम के छिलके पर रंगों को कंसी अद्भुत छटा थी ! --'क्या 
यहाँ कोई है ?” दूर पर रेत में ऋषिकुमार खेल रहे थे, और उनकी 
आवाज-भर सुनाई पड़ रही थी। छोटेभाई आम के पास गये। हाथ 
बढ़ाया । ऐसा लूगा, मानों वह खुद झुककर समीप आ रहा हो। 
“किन्तु “नहीं, नहीं; ऐसे कितने ही आम क्या मेरे तपोवन में नहीं 
हैं ?” छोटेभाई दो क़दम आगे बढ़े; फिर एक बार मुड़कर आम पर 
दृष्टि डाली; आम के हरे-पीले रंगों ने छोटेभाई की आंखों पर जादू- 
सा कर दिया--एक मोहिनी डाल दी !--छोटेभाई फिर दो क़दम 
लोट पड़े, हाथ बढ़ाया, और अभी आम को छू भी नहीं पाये थे कि 
इतने में पता नहीं कंसे, क्‍यों, वह उनके हाथ में आ रहा ! “कोई 
१४ कोई भी ने था। कोयरू तक उड़ चुकी थी। - केवछ सामनेवाले 
नीम पर से एक कौवा काँव-काँव करता हुआ उड़ गया । 
२८ २५ >< 
छोटेभाई आश्रम के विछौने पर लोट रहें हैं। आज उनका चित्त 
स्वस्थ नहीं है । वड़ेभाई के आम के रस ने उनके जीवन में विष घोल 
दिया हैं; और छोटेभाई ने नौलिक़िया द्वारा उसके सारे रस की 
कप, कर डाली हैँ, तो भी उसका विष अभी पूरी तरह उतरा नहीं । दो- 
पहर ढली, शाम हुईं, रात भी आ पहुँची | सारी रात बिछौने में करवट 
बदलते रहे, लोटते रहे। छोटेभाई की योग-निद्रा आज उनकी न 
रही; छोटेभाई की जपमाला आज उनके हाथ से खिसक गई; जिस 
आकाश और तारों के दर्शन से छोटेभाई को शान्ति बढ़ जाया करती 
थी, वही आकाश और तारे आज उन्हें दुःख दे रहे हें । कब सवेरां हो, 
कब दिन उगे, मन में इसीकी धुन लगी हैं - 
दूसरे दिन का सूरज उगा। वंड्रेभाई तो रात देर से आश्रम में 


९४ हिन्दूु-धर्म की आसुयायिकाएँ 


पहुँचे थे। छोटेभाई रोज के समय पर बड़ेभाई के आश्रम की ओर 
चले। अमराईवाले हमेशा के मार्ग को छोड़कर आज छोटेभाई के पैरों 
ने दूसरी ही राह ली । आश्रम के पिछले द्वार से छोटेभाई ने बड़ेभाई 
के आश्रम में प्रवेश किया; उस द्वार के मार्ग में कांटे डाले गये थे 
इसलिए उधर से आने में उनके शरीर पर थोड़ी खरोंचें भी आई। 

“कहो भाई ! आये ? कछ तो मुझे अचानक जाता पड़ा और में 
तुम्हें खबर तक न भेज सका। तुमको व्यर्थ का चक्कर पड़ा होगा ?” 
बड़ेभाई ने कहा । 

छोटेभाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह प्िर नीचा किये 
ज़मीन कुरेदते रहे । 

“क्यों भाई ! आज कुछ बोलते क्‍यों नहीं हो ? शरीर तो स्वस्थ हैं न ? 

छोटे भाई की आँखों से गंगा-यमुना का प्रवाह वह चला । 

“भाई, यह क्‍या बात हूँ ? तुम रोते क्‍यों हो ? क्या किसी बात 
का बुरा छगा है ?” बड़ेभाई ने अधीर भाव से पूछा । 

छोटेभाई से रहा न गया, हृदय भर आया, और वह फूट-फूट कर 
रोने लगे । 

“भाई ! मुझसे कहो तो सही बात क्या है ? 

“बड़े भैया ! मुझे क्षमा करो ! मेंने आपकी चोरी की हैं।” 

“चोरी ? यह तुम क्या कहते हो ? हमने चुराने-जैसी कोई चीज़ ही 
अपने पास कहाँ रक्‍्खी है कि चोरी हो ! दुनिया की चोरी से त्रस्त 
होकर ही तो हमने अपरियग्रह का सिद्धान्त स्वीकार किया हैं । चोरी 
किस चीज़ की ? बात क्‍या हैं ? ” 

“जैया ! चोरी का आधार जितना वस्तु पर है, उससे भी अधिक 
मन की वृत्ति पर है। मेंने अपरिग्रह के विचार से संसार छोड़कर 


स्व 


> छोटेभाई वबड़ेभाई ९५ 


तपोवन में रहना तो शुरू किया; किन्तु जो परिग्रह मेरे मन में घुसा हुआ 
है, वह कहाँ जाय ? भैया ! मेरी अपेक्षा तो नामी चोर अच्छा; क्योंकि 
दुनिया जानती है, कि वह चोर है।" ; 

“लेकिन हुआ क्या, सो तो कहो ?” 

“मेने आपका एक आम चुराकर खाया हूँ ।” 

“तुमने मेरा आम चुराया हे ? तो इसमें हुआ क्या ? मेरा एक 
आम तो ठीक, किन्तु क्या यह समूचा आश्रम ही तुम्हारा नहीं है ?” 

“सच हैँ कि आपका समूचा आश्रम मेरा है। यह भी सच है कि 
आपके आम मेरे आम हेँ। किन्तु जिस खुले दिल से आप यह बात कहते 
हैं, उतने ही खुले दिल से में इस आश्रम को और इन आमों को स्वीकार 
कहूँ, तव न ? मेरे मन में चोर्री जो भरी है, उसका क्या ? ” 

“बात क्या हुई हैं, सो तो कहो ?” 

“कूल में आपकी अमराई के मार्ग से आ रहा था कि एक गदरायें 
आम पर मेरा मन चला गया। 

“तो किसी से कह विया होता, वह तोड़ देता ।” 

“तव तो अच्छा ही होता न ? लेकिन मेंने वैसा नहीं किया; उलटे, 
मेने तो चुपचाप आम चुराया और इस तरह गृपचप उसे खा गया कि 
किसीको पता भी न चले ! 

“भैया ! तुमसे यह दोप हो गया, तो भले हो गया । इसके लिए तुम 
इतने खिन्‍न क्यों दीखते हो ? अस्तु । फिर तो कोई वात नहीं हुई न ? 
सव कुशल तो हूँ ? ” 

“कुशल क्या होता ? जब तक वह आम खाया, मुझे कोई होश ही 
नहीं था । किन्तु अपने आश्रम में छोटते ही मुझे होश हुआ । खाये हुए 
आम को मेने नौलिकर्म से निकाल डाला, छेकिन मेरे मन की वेदना तो 


९६ हिन्दू-धर्मं की आख्यायिकाएँ 


-अब भी बनी हुई हैँ। मुझे तो सपने में भी खथाल नहीं था कि वर्षो 
का संयम योग पाकर यों बात की बात में धुल जाता होगा। भैया ! 
में तो यही समझ रहा था कि अस्तेय की मेरी उपासना अब सिद्ध हो 
चुकी है, और वस्तुमात्र के प्रति मेरा मोह नष्ट हो चुका है | कल ही 
मुझे पता चला कि मेरे हृदय में ये इतनी लालसायें छिपी पड़ी हैं, 
-और मौका पाकर प्रकट होने को तेयार हैँ ।” 

“भाई ! तुम ठीक कहते हो । लेकिन जो हुआ, सो हुआ; अब 
उसका खेद न करो। अधिक जाग्रत बनो; अपने हृदय को अधिक 
तत्परता से टटोलते और जाँचते रहो, और परमात्मा से दया की प्रार्थना 
करते रहो ।” बड़ेभाई ने कहा । 

“भैया ! आप जो कहते हैं, सो उचित ही है। किन्तु मुझे अपने 
इस पाप का प्रायश्चित्त करना है।” ह 

“इसमें ऐसा कौन बड़ा पाप हो गया है ? ” 

“बात ऐसी नहीं है, भेया ! जो मानोवृत्ति दुनिया के नामी चोरों 
में पाई जाती हैं, वही मनोवृत्ति मुझ में भी हैं। चोर तो बेचारा चोर 
के नाम से मशहूर है, इसलिए लोग उसे पहचानते हैं; किन्तु में तो यहाँ 
यह तपोवन लेकर बैठा हूँ, इसलिए लोग मुझे साधु समझते हैँ । फिर 
भी में अपने द्विल से तो चोर ही हू । इसका अन्त करने के लिए मुझे 
राजा से दण्ड की याचना करनी चाहिए ।” 

“भाई ! तुम्हारी बात यथार्थ है; अतः में इससे इनकार भी कैसे कहूँ ? 
चलो, हम राजा के पास चलें और न्याय की याचना करें ।” 

दोनों भाई राजधानी की ओर चल पड़े। दोनों के उपवास था; 
दोनों के शरीर थके हुए थे; दोनों के मुख पर ग्लानि थी; दोनों आज 
अपने अन्तस्तरू को टटोलछने में लगे थे । 


छोटा भाई बड़ा भाई ९७ 


“अन्तस्तल को, हृदय को, वर्षों तक धोते रहने पर भी, कभी-कभी 
यह दुर्गन्‍्ध उत्तमें कहाँ से आ जाती होगी ? ” 

दोनों राजधाती में पहुँचे और कहीं किसी के घर ठहरे बिना सीधे: 
राज-दरवार में चले गये । समाचार पाते ही राजा राज-भवन की सीढ़ियों 
पर उपके स्वागत के लिए आ खड़े हुए। उन्होंने दोनों ऋषि-बन्धुओं 
को प्रणाम किया और अत्यन्त विनीत भाव से उनेको अपने सभागृह में 
ले गये । 

“महत्माओ ! आज आपने मेरा आँगन पवित्र करके मुझे धन्य: 
किया हैं। कहिए, गुरुदेव ! क्‍या आज्ञा है ?” राजा ने चर्चा चलाई। 

छोट भाई की दृष्टि तो जमीन पर ही गड़ी थी । बड़े भाई ने - 
राजा की ओर देखा । 

“महात्मेन्‌ ! कहिए, क्‍या आज्ञा हैँ ? आपके तपोवन तो कुशकू 
हैं? आपके खेतों में चोरी आदि तो नहीं होती ? मेरे सैनिक और 
सिपाही आयको सताते तो नहीं ? आपके शिष्यों का अभ्यास तो भली- 
: भाँति चल रहा हँ न ? महात्मन्‌ ! भेरे अधिकारी आपको कोई पीड़ा 
तो नहीं पहुँचाते ? काटिए, आप क्यों पधारे हैं ?” 

“भैया, कहो न ! हम क्‍यों आये हे, सो तुम्हीं कहो ।* 

“आप ही कहिये, बड़े: भैया ! मेरी तो जीभ ही नहीं खुलती।” 

“इसमें जीभ न खुलने की क्या वात हू ? सुनिये राजन्‌ ! मेरे इन 
भाई ने मेरी अमराई को एक साग-- एक गंदराया आम--खा लो है, आप 
इन्हें इसका दण्ड दीजिए ।” बड़े भाई ने कहा । 

'मद्ात्मन्‌ ! आम की चोरी क्या ? और चोरी पर ही राज चलाने- 
वाला में आपको दण्ड किस मुह दू्‌ १” राजा ने कहा। 

“राजन !” छोटे भाई ने सिर ऊँचा उंठाते हुए कहा---'बात ऐसी 


९८ हिंदू-धर्म की आख्य!यिकाएँ 


नहीं हैं । यों तो बड़े भैया क' समृचा आश्रम मेरा है, इसलिए में उनका एक 
आम तो क्या, सारे आम खा सकता (। किन्तु मेने अपरियग्रह का ब्रा 
लिया हैं, और बड़े भैया का आम गुपचुत्र खाया हे, इसलिए में चं.र हूँ ।” 

“तो फिर आपके बड़े भाई ही आपको दण्ड दें।” राजा ने कहा। 

“ठीक हूँ । दण्ड देने का उन्हें अधिकार है; किन्तु आज में प्रति 
अपने स्नेह के कारण वे दण्ड देने को तैयार नहीं ।” 

“जिसका आम खाया, वही जब दण्ड देने को तंयार नहीं, हैँ तो 
फिर आप व्यर्थ ही यह ह॒ठ क्‍यों करते हैं ?” 

“हुठ इसलिए कर रहा हूँ कि मेने जो ब्रत लिया है वह दण्ड से 
बचने के लिए नह, वल्कि जोवन का कल्याण करने के लिए है । मेरी इस 
चोर-वृत्ति के नष्ट न होने से उनकी हानि हो, चाहे न हो, किन्तु मेरी तो 
बहुत बड़ी हानि है। इसीलिए में दण्ड की याचना कर रहा हूँ। यदि 
बड़ेभाई मुझे दण्ड न दें, तो मेरी दुर्ंशा का पार न रहे, इगी कारण में 
आपसे दण्ड की याचना करने आया हूं ।” 

“भमदहात्मन्‌ ! आप तो मेरे गुरु हैं । आप-जसों से मेरे समान पामर 
मनुष्य जीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हें। ज्व आप इस क्षुद्र चोरी को 
चोरी कहते हैँ, तब तो में इससे कहीं बडी चोरियाँ अ्रतिदिन करता 
होऊंगा। कृपा कर आप लौट जाइए, और मुझे इस संकट से बचा 
लीजिये ।” राजा ने विनती की | 

. “राजन ! आप भूलछ केरते हैं। आपके हाथ में राज-दण्ड है। 
आपके चोर, चोर हैं, और अपराध क:ते हैं, किन्तु हम तो ऋषि कहलाते 
हैं। आतग्र में यह अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे ऋषि:ज,वन में यह 
छोटो-सी चोरों भी वहुत भयंकर वस्तु है। इसलिए राजन ! मेरे 
समान लोगों को दण्ड देना आपका धर्म हैं। यदि भावनावज्य हों ट्र| 


छोटा भाई बड़ा भाई ९९ 


आप आज दण्ड न देंगे, तो आपके राज्य पर ईश्वर की अह्कृपा प्रक- 
टेगी।” कहदर्रे-कहते छोटे भाई की आँखों में खन की छाली उतर आई। 

राजा मानो नींद से जाग पड़ा । वह एक मे खड़ा हो गया और 
सिंहासन पर बंठ कर बोला--“कोई है ?” 

“जी! आज्ञा 2” 

“इन छोटे भाई को कठघरे में खड़ा करो ।” 

छोटे भाई, कठघरे में जा खड़े हुए; बड़े भाई, जहाँ बैठे थे वहीं, दीन 
भाव से दैठे रहे । 

“कहिए महाराज ! आपने अपने बड़े भाई का आम चुरा कर 
खाया है ? 

“जी हाँ ।” 

“आप अपना अपराध स्त्रीकार करते हैं ? ” 

“जो हाँ ।” 

“आपको अपने बचाव में कुछ कहना हैँ ?” 

“कुछ भी नहीं ।” 

“सिपाही ! हुृहार को बुलाओ ।” 


2५ ०५ 


कुछ ही देर में लुहार आ पहुँचा। उसके हाथ में छेनी और 


हथोड़ा था । 


७॥५ 


“इन छोटे भाई के दोनों हाथ पहुँचे के पास से काठ डालो |” 

कठध ? के मजबूत पटिये पर छोटेभाई ने अपने दोनों हाथ फेला दिए, 
और मानो रूकड़ी की छिलुपट उतार र हो इस तरह लुहार ने उनके 
हाथों से पहुँचों को अलग कर दिया । छोटे भाई के कटे हाथों से और 
बड़े भाई को आँखों से लहु की धारा वह चली ! 


१०० हिंदू-घर्म की आख्यायिकाएँ 


जब वैद्य की मदद से दोनों हाथों पर पट्टो बधो, तो बड़ी देर में छह 
बन्द हुआ | 

राजा पिहासन से नीचे उतरा और बोला--“महात्मन्‌ !| आप 
मेरे गुर हैं; जब तक हाथ का यह घाव भर न जाय, आप यहीं रहिये।” 

“राजन्‌ ! आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। आपने मुझे 
जो दण्ड दिया है, उससे में पवित्र हुआ हूँ। आपको मेरे बहुत-बहुत 
आशीर्वाद हैँ। में यहां अधिक रहना नहीं चाहता मेता रिल इश्के 
लिए तैयार नहीं हो रहा । हम तो जंगली पशु कहे जाते हँ; इसलिए 
हमें तो वन में ही जल्दी आराम होगा ।” 

सम्मान पूर्वक राजा से बिदा होकर छोटे भाई और बड़े भाई दोनों 
अपने-अपने आश्रम को पहुँचे । 

>८ ८ >८ 

भादों का महीना शुरू हुआ ! गंगा मैया दोनों किनारों से सट कर 
छलाछल' बह रही थीं। वर्षा का पानो निथर कर निर्मल हो गया था। 

अमावस का दिन हमेशा पिता के श्राद्ध का दिन होता । प्रति वर्ष बड़े 
भाई ही श्राद्ध-कर्म करते; किन्तु उत्त दित सुबह बड़े भाई ने छोटे भाई को 
संदेशा भेजा-- भैया | आज श्राद्ध तुम्हें करना है)” पर छोटे भाई 
के हाथ ही कहाँ थे, जो वे श्राद्ध करते ? हाथ की जगह तो दो ठ्‌ 5 लूठकते 
थे! दूंठे हाथों पिता को अध्य कैसे दिया जा सकेगा ? इन ढूढोंको 
अंजलि कंसे बनेगी ? 5 

मध्यान्ह का समय हुआ। छोटे भाई पिता को अर्ध्य प्रदान करने 
गंगा-तट पहुँचे । गंगा में स्नान फिया, पिता का स्मरण करके दोवों 
ठुठों को समीप छाये, और मानसिक अध्यं-विधि को व्यवत करने के लिए 
, उन्हें पानी में हिलाने लगे; आँखें तो पिता का स्मरण करनी हुईं 


छोटा भाई वड़ा भाई १०१ 


भन्तरतर में पैठ गईं थीं, और हाथ के ठू 5 जरू अर्पण कर रहे थे, सिर 
पर सविता देव तप रहे थे। - 
किन्तु जिस तरह वसन्‍्त का आरम्भ होने पर वृक्षों में नई कोंपले 
फूती हैं, उप्ते तरह छोटेभाई के हाथ के पहुँचे फूट, पहुंचों से हथेली 
फूटी और हथेलियों से अँगुलियाँ और, अंगृूलियों से नव ! 
बड़े भाई बहुत देर से किनारे आकर खड़े हें। पितृ-स्मरण समाप्त 
नेपर छोटे भाई ने आंखें खोलीं तो देखते क्या हें कि हाथ जैसे थे फिर 
ते ही हो गये ३! “अरे यह क्‍या ! चल, बड़े भेया को खबर दू ।” 
नदी से बाहर निकलकर देखते क्या हें, कि बड़े भाई इस श्राद्ध 
के साक्षी के रूप में वहीं खड़े है ! बड़े भाई को देखकर हर्प-विद्ववल 
छोटे भाई दौड़ पड़े और उनके पैर पकड़ लिये। बड़े भाई की आंखें 
सजल हो आईं । 

'ैया मेरे ! आज मुझे नींद आयेगी। जिस दिन तुम्हारे हाथ 
लृहार से कटवायें, तव से आज तक मेरी आंख झंपी नहीं है। ईश्वर 
तुम्हें सुबी रखे ! ” 

“बड़े भैया ! मुझे अपने कर्म का फल मिला । आप करते भी वया ? ” 

“भैया ! तुम अभी समझते नहीं हो । कर्म की यह सव मीमांसा 
तो में भी जानता हूं । किन्तु जब लुहार ने छेनी पर हथौड़ा चलाया 
था, तब मेरे अम्तरतर में कसा अंधेरा छा गया था, सो कौन जान 
सकता है ? भाई ! जाओ; अब उस वात को याद न करो ।” 

छोटे भाई बड़े भाई दोनों अपने-अपने आश्रमों को गये । , 

महाभारतकर ने इन दो भाइयों को शंख और लिखित नाम 
दिये हैं। किन्तु हम उन्हें छोटे भाई और बड़े भाई के ही वाम से 
पहचान तो ? 


रच प 


ते 
पि 
वे 


एक बार अपने वनवास के व्नों में पाँचों पाण्डव एक निर्जन अरण्य 
में जा पहुँचे। आगे भीम और सहरेव, बीच में महाराज युधिप्ठिर 
और द्रौपदी, और पीछे अजु व और नकुल । सुबह से चले थे। दोपहर 
हो गई। चलते-चलते थक गये : लस्त-पस्त हो गये। घृप कहे, में 
आज ही तत लूगी ! 

“अब तो मुझपे एक डग भी आगे नहीं रक्‍्खा जाता। मेरा कण्ठ 
सूख रहा हैँ । मुझे पानी दो ।” कहती हुई द्रौपदी बड़ के झाड़ के 
नीचे बैठ गई।” 

“भेया भीम ! भाई अजु न ! अब हम यहीं ठहर जायें, और पानी 
की तलाश करें । मुझे भी जोर को प्यास लगी है ।” यूविष्ठिर ने कहा । 

“बड़े भैया ! इधर आस-पास तो कहीं पानी -दीखता नहीं; इस 
एक बड़ को छोड़कर इतने में दुमरा कोई पेड़ भी यहां नहीं; नजदोक 
में कहीं कोई हरियाली भी नजर नहीं आती; इससे तो ऐसा मालूम होता 
हैं कि पानो बहुत दूर होगा ।” अर्जुन बोला । 

. “दूर हो तो दूर, और पास हो तो पास; मेरी जीभ तालू से 
चिपकने लगी है। पानी, पानी .! ” द्रौपदी विह्वल होकर बोली । 

“सहदेव ! यह तुम्हारा काम है। इस बड़ पर चढ़ो और देखो, 
कहीं पानी दिखाई पड़ता है ? चलो, जल्दी करो।" बड़े भैया ने आज्ञा दी। 


पं 


दिद-धर्म की आख्यायिकाएँ १०३ 


सहदेव वड़ पर चढ़ा और दूर पर हरे-भरे पेड़ देख कर बोल उठा-- 
“हाँ, चहाँ पानो हूँ। छलाओ, में ले आऊँ।” 

' भैया ! जरा जल्दी लौटना भला (/ नकुल से न रह गया । 

सहदेव चला । चलते-चलते एक बड़ा सरोवर मिला। सरोवर के 
कितारे-किनारे घने, घटादशर वक्षों की पांत खड़ी थी; कलरव करते और 
डालियों पर व कर झूलछते हुए पक्षियों का पार न था, अपने उदर में समूचे 
आकाश को प्रतिविम्बित करने वाला सरोवर जल से छलाछल भरा था 
और बतकों के दल के दल सरोवर के जल पर बड़े उल्लास के साथतैर रहे थे। 

सहदेव सरोवर को णल पर चढ़ कर पानी के पास पहुँचा, और 
ज्योंही पानी में हाथ डालने को हुआ, कहीं से एक आवाज आई-- 
“ठहरो, ठहरो ! हि 

“अरे, यह कौन वोल रहा हूँ ? यहाँ आस-पास तो कोई मनुष्य 
दिखाई नहीं पड़ता ! 

कुछ देर बाद सहदेव ने फिर हाथ बढ़ाये और फिर आवाज आई- 
“ठहरो, ठहरो  “ 

गसहरेव ने चप्रों तरफ निगाह डाली। फिर सोना; यह तो असल 
में मेरा श्रम ही है। यहां दूसरा कोई हूँ नहीं। मन यों हो भ्रमित हो 
गया है ।' चल जठ्दों पानी पीकर भाइयों के लिए पानी छे जाऊँ। 

फिर हाथ बढ़ाये और फिर सुगा--'ठहरो ठहरो ! में इस सरो- 
वर का स्वामी हूँ। इसके लिए मेने यह नियम बनाया है कि जो मेरे 
प्रश्नों का उत्तर दे दे, वही पानी पिये ! / 

वामों ? स्वागी ? तू इस सरोवर का स्वामी ? तू जानता नहीं 

कि आज तो यह माद्री का पुत्र पानों पोर्न आया हैं। आज उसके पास 
प्रश्नोत्तर के लिए समय नहीं हे; उसे तो आज पानी की जरूरत 5 ॥ 


१०४ यक्ष युधिष्ठिर 


सहदेव ने हाथ बढ़ाकर पानी-पीना शुरू किया, और विय्रा न 
पिया, इने में तो वह सरोवर के किनारे ढेर होकर पड़ गया ! 

इचर युधिष्ठिर की चिन्ता बढ़ो-- 'बहुत देर दो गईं। सहदेव अभी 
तक पानो लेकर क्‍यों नहीं आया ? भाई नऊुछ ? जरा जाकर देखो 
तो ! देखना, कहीं तुम भी बहीं न रह जानता ।” 

नकुल चला ओर सरोवर के किनारे आ पहुँचा । किनारे पर सह- 
देव की देह ढली पड़ी थी। देखकर नहुल विन्तित हो उठा। लेकिन 
'चिन्ता के लिए समय ही कहां था, वह खुद भी बहुत ही प्यात्ता था, 
इसलिए सी आ पातो में पैछा और ज्योंदी पीने को हुआ, कितो ने टोका- 
“उठहरो, ठहरो ! ” 

“यह कौन बोल रहा हैं ?” 

“भाई, ठहरो ! मेरे प्रश्न का उत्तर देने के वाद ही इस सरोवर 
का पानी पिया जाता हैं ।” 

इतने में नकुल ने पानी पीता शुरू कर रिया, और पं.ते ही वह 
ढुलक पड़ा । 

महाराज युधिष्ठिर की बेची बढ़ी---नकुल भी नहीं आया ? 
अर्जुन ! अब्र तो तुम जाओ | - तुम्हारे बिना यह काम ने होगा ।* 

अर्जुन रवाना हुआ; सरोवर के तट पर पहुँवा; पानी के पास गया, 
और ज्योंद्दी पानी छेने को हुआ, किसी ने कहा-- ठ३रो, ठहरो : ” 

“कौन है ?” चारों और नज़र दौड़ाई, तो देखा, थोड़े; दूर पर 
नकुल और सहदेव ढले पड़े हें । 

फिर पानी पीने को हाथ बढ़ाया और फिर सुना--' ठहरो. ठहरो ! ” 

अर्जुन से न रहा गया-- बड़ा आया हें. ठहरो. ठहरो कहने- 
वाला ! ज़रा सामने तो आ; तेरी सूरत तो देख” ? फिर तुझे दिखाऊं 


5552 57४5३५ ५१४४४ /४५०७/७४४४७८ शक 


हिंदू-धर्म की आख्यायिकाएँ श्ण५्‌ 


“कि तू किसे ठहरो, ठहरो, कह सकता है! देखे हैं, मेरे ये वाण ? 


मुझे पानो पी लेने दे। फिर में अपने इन भाइयों के बारे में तुझसे 
निपटूगा / , 


अर्जुन पानो पीने ही वाला था कि इतने में फिर आवाज आई-- 
“उठहरो, ठहरो ! ” 

अर्जुन को क्रोध चढ़ा और वह अपने शब्द-भेदी बाण चारों तरफ 
वरसाने लगा । छेकिन इस बीच कोई ठह्ाका मार कर हँसा और बोला- 
“बरे अर्जुन | व्यर्थ श्रम क्‍यों करता है ? तेरे बाण मुझे तो छू भी 
नहीं सकते । मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, और फिर पानी पी । नहीं तो जंसे 
तेरे ये भाई यहाँ सोये हैं, उसी तरह तुझे भी सोना पड़ेगा । 

किन्तु अर्जुन क्यों किसी की परवाह करने लगा ? वह तो द्रोणा- 
चार्य का पट्ट शिष्प्र ठहरा ! अर्जुन ने अंजलिमें पानी लिया और कुल्ला 
किया चाहता था कि वहीं दुलूक पड़ा । 

अन्त में भीम आया । उसकी भी वही दशा हुई। 

“द्रौपदी ! चारों में से एक भी पानो लेकर नहीं लौटा, इससे में 
तो बहुत ही वितित हो उठा हूँ । अब मुज्ने जाने दो। तुम जरा राह 
देखना। में पानी लेकर सबके साथ अभी आता हैं ।” 

घर्मराज यधिप्ठिर पानी लेने आये। उनके मन में तरह-तरह 9 
तर्क-वितर्क चल रहे थे। उनकी वाई आँख फड़केने लगो। उनके पर 
ढीड़े पड़ने लगे, उनकी छातो घड़कने लगो । सरोवर के किनारे आकर 
देखते क्‍या हें कि चारों भाई चित पड़े हें । हृदव ट्क-ट्क हो उठा, छातो 
फरने लगो--'हाय ! यह में क्‍या देख रहा हें ? ” 

कुछ देर बार जब वे थोड़े स्वस्ब हुए, तो अपने चारों नाइयों की 
शस दशा के कारण का विचार करने लगे, ऊिन्तु कोई कारण समस में 


१०६ यक्ष युधिश्ठिर 


नहीं आया। तक हो तक में यु द्धिष्ठ र पानो तक पहुँच गये, और ज्योंहो 
पीने को हुए, फिर आकःश यणा सुनाई पड़ो--' हे धर्मराज यविष्ठिर! 
मेने तुम्हारे इन भाइयों को मार डाला हैँ। में इत्त सरोवर का यक्ष 
हूँ। मेने तुम्हारे भाइयों से साफ साफ कह दिया था कि मेरे प्रश्नों 
का उतर देने के बाद ही वे पानी पी सकते हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी 
नहों सुनी, इस्तोसे उनको यह दशा हुई हूँ। अगर तुम भी मेरे प्रदनों 
का उत्तर दिये ना पानी पियोगे, तो समझ लो कि तुम्हारे भी यही 
हाल होंगे | 

युधिष्ठिर स्थिर हुए ओर शान्ति के साथ बं,ले--“हे यक्ष ! में 
सत्य और अस्तेय का उपासक हूँ। किसी पराई चीज को उसके स्व॒मी 
की स्पष्ट अनुमति के बिना लेना एक तरह की चोरी है। अगर में 
ऐसी चोरी करूँ, तो मुझे दण्ड देने का तुम्हें अधिकार है ।” 

यक्ष ने कहा--''तो तुम मेरे प्रइनों के उत्तर दो ।” 

“युधिष्ठिर बोले--में नहीं जानता कि में तुम्हारे प्रश्नों के ययार्थ 
उतर दे सकूंगा या नहीं। किन्तु जैसे मुझे सुझेगे, वेसे उत्तर तो में दूंगा 
ही । फिर मुझे पानी पीने देना या न पीने देना, सो तुम्हारी मुन्सिफ़ी 
की वात है ।” 

.. फिर तो यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से कई प्रश्न पूछे, और युधिष्ठिर: 
महाराज ने उनके सुन्दर उत्तर दिये। युधिष्ठिर की धर्मबुद्धि से, उनके 
अनुभव से, और उनकी दाणी से यक्ष प्रसन्‍न हुआ और कह उठा-- 
“यूधिष्ठिर तुम्हारे उत्तरों से में प्रसन्न हुआ हं; इसलिए तुम्हारे इन 
चार भाइयों में से जिसे तुम कहो, उस एक को में जिला दूं । 

युधिष्ठिर ने तुरन्त ही, कहा--अच्छी बात है, महाराज ! तो 

५आप इस नकुछ को जिला दीजिये ।” 


हिंदू धर्म की आख्यायिकाएं १०७ 


यक्ष ने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह माँग मुझे मू्खेतापूर्ण 
मालूम होती हैं। यह जो भीम यहाँ सोया हैं. इसके बल पर तो तुम 
अपने वनवास के दिन विताः सके हो। और इस अर्जुन के पराक्रम पर 
तो वनवास के वाद की तुम्हारी सारी आशा टिकी हूँ। इन दोनों को 
मरा छोड़ कर इस नकुल को जिलाने की इच्छा करनेवाले तुम मूर्ख 
नहीं, तो और क्‍या हो ? फिर से सोचो; में तुमको दुवारा सोचने का 
अवसर देता हूँ ।” 

युधिष्ठिर जरा तन गये और वबोले--'“महात्मन्‌ ! मेने जो माँगा 
है, यथार्थ ही हैँ। मेरे पिता पाण्डु के दो स्त्रियाँ थीं--कुन्ती और माद्रो। 
बुन्तो के पुत्रों में से एक में जीवित हूँ, तो मेरी माता माद्री का एक पुत्र 
तो जीवित चाहिए न ? मेरी दृष्डि में चारों समान हैं, किन्तु जब 
चार में से एक ही को जिलाने का प्रइन सामने हो, तव तो मेरे साथ 
माद्री-पुत्र नकुल का जीवित रहना इप्ट हैँ ।” 

यक्ष की खुशी का पार न रहा। उसने कहा --“राजन्‌ ! तुम धर्म 
के तत्त्व को भली-भांति जानते हो, और जो जानते हो, उस पर आचरण 
करते हो, इस कारण में तुम पर और भो प्रसन्न हुआ हूँ। में कहता हूँ, 
तुम्हारे सभी भाई जी उठे ! ” 

यक्ष के, मुंह से अभी ये शब्द निकले ही निकले थे, कि चारों पाण्डव 
जमुहाई छेते हुएं उठ बंठे, और एक-दूसरे की ओर देखने लगे। 

मृत्यु के मुंह से लौटकर आयें हुए अपने भाइयों को देखकर युधि- 
ष्ठिर का हृदय पुलकितं हो उठा । 

बिन्‍्तु उनके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया -- “आखिर यह यक्ष हूं 
कौन 2” 

“चलो, हम यक्ष से ही विनमग्रतापूर्वक पूछे कि वह कोन हूँ ? 


१०८ यक्ष युधिष्ठिर 


सबने एक साथ कहा । 

युधिष्ठिर ने पुछा--'हें यक्ष ! कृपा कर हमें बताइए कि आप 
कीन हैं ?” 

जवाब मिला --'बेटा युविष्ठिर ! में तुम्हारा पिता घर्मराजा हूँ । 
तुम निरन्तर मेरा स्मरण करते रहो और मुझे कभी न भूलो, इसोलिए 
में यहाँ आया हूँ; शुद्ध नाम, सत्य, दम, पवित्रता, सरलता. ईइव्र का 
डर, साहस, दान, तप, और ब्रद्गाचर्य, ये दस मेरे अंग हूँ। इन्हें तुम कमी 
ने भूलना ! ॥ 

इतना कहकर यज्ञ ने पाण्डवों को विदा किया। 


2९0: 8४ 
भगवान के नाम पर 


गाँव की सीमा पर भूतनाथ का मन्दिर था। एक छोठा-सा देहरा । 
वास ही एक छोटा ओसारा था। आओसारे के प्रिरे पर एक नन्‍हों-सी 
कोठरी थी, कोने में कुआओं और उससे लगा हुआ वाबाजी का घर । 
किसो को याद नहीं कि इन शतनाथ की प्रतिष्ठा कब हुई। गांव़ के 
ब्राह्मण तो इन शंकर की गिनती ज्योतिर्छियों में ही करते हैं । 

सबेरे के कोई दस का अंदाज़ होगा। यशोदा महादेव के दर्शनों 
को आई । कोई चालीस साल की अधेड़ उमर, सफ़ेद कपड़ों के अंदर से 
झाँकती हुई गोरी देह, गौरव से दीप्त मुख-मण्डल, हथिनी-सी चाल, 
भार पर बिन्दों, दोनों हाथों में पूजा का सामान, गले में माला ! 
भूतनाथ के दरवाज़े को धका कर यशोदा अंदर क्षाई, मन्दिर के गणपति 
को आचमनोी से पानी चढ़ाया, शंकर की विधिवत पूजा की और बाहर 
निकझ कर पीपल फो भी पानों सींचा । 

“पक्या बायाजी हें ?/ 

“नहीं हैं, माँ! अनो-भभो आठा नागिन गये हैं।! बावाजिन ने 
उपके पायना छोड़कर मेंक गरदन घ॒ुमाई और जवाब दिया । 

“माडूम होता है, भाय कोई मेहमान आये हैं ।” 


५ 


“हो मां । कठ शाम से आये हूँ। कोई बड़े अच्छे नोगी-से माऊून 


॥7४, 


३ 
ग 


विें। ऊछ तो ज्ञाधों रात तक अआर्खिंमूदे देठे हो रहे, भार हिर 


भगवान्‌ के नाम पर ११० 


भिनसारे जब मैंने चक्‍को शुरू की, तो उनका अपना तम्बूरा बज ही 
रहा था । बाबाजिन ने कहा । 

“तो किर आज उन्हें भिज्ञा के लिए मेरे घर भेज देना ।” 

“माँ ! यहाँ जो कुछ है, सब आप हो का है न ? कल रात तो 
उन्होंने ब्यालू करने से इनकार कर दिया था। अभो के लिए बाबाजी 
कह गये हैं कि कुछ साग-सब्जो लेते आव्ेगे । मेहमाव का कोई बोझ 
थोड़े ही होता है, माँ ? सब आपका परताप हैं ।” 

£ प्रताप तो भोलानाथ का है, बहन ! हम तो उसके रर की धूल 
हैं। लेकिन उन्हें जीमते ज़हूर भेजना । में और किसी को खोजूंगी 
नहीं ।” 

“अच्छा माँ ! आ जायेंगे ।” 

“आज वे घर नहीं हैं, सो कोई बुलाने नहों आ सकेगा।” 

“कोई बात नहीं; बाबाजी उन्हें छोड़ आयेंगे; और, नहीं तो यह. 
सन्‍्तो है ही । इसने कौन घर नहीं देखा ?” 

“बस, सन्‍्तो को भेज देना । देखना भला, बहुत देर न हो जाय॥ 
दाल तो चढ़ा कर ही चली थी | जाकर तवा रवतने की देर है।” 

“आप बिलकुल ब्रेफ़िकर रहिये। सन्‍्तो जं.गी महाराज को लेकर 
पहुँच जायगी ।” कहते हुए बाबाजिन ने यज्योदा को विदा किया और 
फिर उपले पाथने लगी। 

इन योगिराज को पहचाना ? 

स्वयं देवषि नारद-ब्रह्मा के पुत्र और भगवान्‌ विष्णु के लाइ़ले 
मुनि। नारद की खड़ी चोटी और उनका तम्बूरा सारे संसार म॑ प्रसिंद्ध 
हँ। आप स्वभाव के बड़े मसखरे है, और लछांगों को लड़ाने में इतने 


हि 
निपुण कि आपकी फैकाई माया से भुलावे में पड़कर खुद देवता: 


5०577 :44: “46004 ९४ ४४४५४४४४४४४४४४िकेओड।॥ 


जी डकणबककल भव बल नल ततकन का ऑनीभाक कल जआ+ 


१११ हिन्दु-धर्म की आख्यःयिकाएँ 


भी आपस में छड़ पड़ते हें। जितना आपका तम्बूरा मशहूर हैँ, उतनी 
ही लोगों में छड़ाई छगाने की यह निपुणता भी। लेकिन इस सवके 
अन्दर झाँक कर देखें, तो मालम होता है कि नारद मुनि तो स्वयं पर- 
मात्मा के अतःकरण रूप हे। संसार में जब-जबत्र मानव-स्तमाज के 
अन्दर दीनता का और दु:खों का पार नहों रहता, तब तब नारद उस 
दोनता के और दुःतरों के कारण का पता लगाते हैँ, और फिर दौड़े-दौड़े 
भग न विष्णु के पास जाते हैं. और उनसे आग्रह करते हैं कि कोई 
रास्ता निकाले। प्राणिमात्र की छोटी-से-छोटी वेदना भी उनको व्याकुछ 
बनादेतं। है, और वे उसे मिटाने के लिए ज़मोन-आसमान एक कर देते 
विष्णु भगवान्‌ के द्वार नारद मुति के लिए आठठों पहर खुले 

रहते हूं । 

“महाराज ! अब उठिये। आपक़ो यथ्ोदा माँ के घर भिच्छा के 
लिए जाना हैं। अरी सन्‍्तों ! सिर पर ओड़नी डाल छे, ओढ़नों ! 

. “थे यश्योदा मां कौन है ?” 

“सवेरे दरसनों को आई थ॑ न ? हमारे उपर तो उनकी पूरो-पूरी 
छाँय हैं। सब उन्हीं का परताप ह परव- यौहार पर वे हमें कभी भलती 
नहीं । सितरात तो उन्हो की समझिये। आय कनो सावन में आवं, तो 
देव कि यहाँ वाम्हन समाते नहीं। सारे दिन मंतर-जंतर पढ़ा रहते हू, 
पाठ-पूजा चला करती है; और यथभोदा मां हू कि उन्हे फेलहार करातो 
ऐं, छड॒ड बिछाती 4, धोतो दुपट्टा देती है दान-इष्छिता देती हू और 
नी ने जाये वयानया देतो रहता हूँ। कन्नी आप सावनिया सोमवार कर 
दिन यटों आपेगे, तो सत अपनी आंजों देख सेगे। बादामिन ने 
पहा। 

वी हिर जाज यहाँ कोई बाह्ण क्‍यों ली भाया ? 


। डै आधा ७ (६ छ 8 आज छड ५ 300808 252] ऐड डे 
ग8 ३७॥ % [88 है फै४५ ६९४ छ ४२६ ४६ ८ />008,, 
+९ 8 ४28 2७ >डि30 ॥98.. ६ [ड़ [॥# [श> ४४ | अडे2, 
८६ है ।४ 2॥8,/77200ड छ०ऐडे 
घ २०७ । ॥0४ डे: >।|>० ॥।>ट0 ' !॥४ 92४ ॥>|]०० >]॥8 
६ है ७0 & 3०७ ७६ ॥|६ (७ ।०४ 3॥% (॥२,, 
व हे 0४०॥४ +0०७ % !॥२॥४४० ९६४॥॥४ 
है >> है॥8४ । शू७ ४२ -+8] /॥8 200० । हे ४॥६ ७॥॥ ६ 0५७,, 
७६ ॥डै४ डे है ढै[६ >।॥8 | ० )0॥४ “£2५],, 
। (8४  ४)॥६ ४५५ ९ 
शिब् (६ लेक केडि ०00% ॥॥२ '।डे 20॥ ॥9७/॥४ | 29>)89,, 
॥ ॥७%] &४४०॥2. 
4% #॥8 [9५%] सूडेड& 89 % रेस] >08 ॥082४> फैडे हक] 
4]52 ६२॥६ ।ड़े 08॥ ॥2]॥6 [४ >७ [% 2]8& »०॥७ । 38 0% 28% 
६ ॥॥ शेड (शड़े ७४ ३४४५ 0४४ | ४820५ [७ ]8% >]॥४ ३ 
$ 32३४-४४ #& ॥४(७४ ७०७२ ४६ 2४ >08 8०४७ (४/०२३ ४३४ |3७ 
है रैक, डिडे इसके. देकर ॥क ४०७ दे ऐे-हडे)॥8 3४ ]४४र)४५ है. 
है >809 38 ॥05-॥0८] ॥०४०-%।७ | 2४ >४ २७ 3॥|४8 #»२१४ 
./ हैं (9४छ & ४0५8४ २2॥2 & | ]४ /85॥8 
बा 428 १७७] | ६ # ॥हड़े ॥200 >३ +७॥७ (७ +#%]>|ड99 >॥8 पू 
#0 8 । 28 >8 3०४४ >डे॥2 हर वड़े ४ #ाफ छ. | ७२०४,, 
। ४802] 
इक ज& ॥82] ०७ ॥% छा 3-8 । ॥0% शााछरे ॥% 2>॥७ 
& 4980 ,, | 2॥0ड08 #2]8४ ६ ख्र७ #०0७ ६ ९१४४,; 


प्र ३ 8 35 की के कीट. *॥ 


भगवान्‌ के नाम पर ११२ 


हे 


'“भला, रोज़-रोज़ वे वयों आाने लगे ? रःज तो वाबाजी ही शंकर 
को नहाते हँ, कनेर के फूल चढ़ाते हैं, भौर जब दोपहर होते-हंते 
आठा मांग कर छोटे हैं, तो भात्रात्‌ को पवादते हैं। रोज आते 
वालों में तो एक माँ हैँ और दूसरा छच्छू राजगीर । | 

“यह लच्छू और कीन हूँ ? शायद कोई भवत होगा 

“भगत कैपता महाराज ! वह तो वाबाजी की चिह्तम में से दो चार 
कस खींचने के लालच से आ जाता हैं और जब आता है, तो नेक घण्टी 
बजाकर वम-वम-बम भी कर ही लेता है न ?” बावाजिन ने कहा । 

नारद ने पुछा--“ यहाँ ब्राह्मणों की बस्ती कितनी है ? 

बड़ी विचारी, मुझसे कहती है, जल्दी कर, जल्दी कर; मुझे 
खेलने तक नहीं देती, और आप घण्टों खड़ी बातें करती रहती हैँ ।* 
सन्‍्तो बड़-बड़ा उठझो। ' 

“महाराज ! हम तो बातों में उल्म गये, और उबर माँ वेचारी 
बेठी आपकी राह देव रही होंगो ? 

“अच्छा, ता में हो आऊँ॥” 

सन्‍्तो ! जोगिराज को माँ के घर छोडकर झट लौट आता, भछा ! 
रास्ते में कहीं खेलने न लग जाना।* 

“हाँ, तो में रोज़ खेलने छग जाती हूँ, क्यों ? बड़ी विचारी''' "व 
सन्‍्तो मुंह फूलाकर बोली । 

आगे-आगे घाधरी फहराती सन्‍तो और उसके पीछे नारद मुनि। 
गाँव के छोटे-से बाजार को पार करके दोनों यशोदा के घृर पहुँचे और 
सन्‍्तो ने अगगल खोली । 

“कौन है ?” अन्दर से आवाज आई। 

“यह तो में, जोगी महाराज को लेकर आई हूँ ।” 


“ भगवान्‌ के नाम पर ११३ 


“पथारे ? योगिराज पवारे ? पधारियें महाराज ! / यशोदा ने 
नारद का स्वागत किया। हाथ-पैर धोने को पानी दिया और पढे 
बिछाये । 

“सन्‍्तो ! तुझे काम न हो, तो बाहर चवूतरे पर बैठ । भोजन 
के बाद महाराज को वापस घर जाना होगा न ? तू लिवा जाना ।” 

“अच्छा माँ ! में वाहर आँगन में खेलती हूँ।” 

नारद मुनि पटे पर बैठे | साफ-सुथरा, लिपा-पुता घर, दीवार से 
जड़े पटियों पर आईने-से उजले वरतनों की क॒तारें सजी हुई, कमरे में 
चारों तरफ रेशमी परदे और मोती के तोरण, कोने में देव-मन्दिर के 
धूप-दोप और फूलों को सुगन्ध | इतना सुन्दर घर होते हुए भी उसमें 
कुछ ऊना था। नारद मुनि को घर की शान्ति बहुत ही भली हूगी; 
किन्तु इस स्वच्छता और ' शान्ति के पीछे उन्होंने किसी अभाव का 
अनुभव किया । | 

“महाराज ! आपकी आज्ञा हो, तो प्रोसना शुरू करूँ ?” यशोदा 
ने तम्र भाव से पूछा । 

“किन्तु, क्या घर में. ओर कोई हें ही नहीं ? 

“जो, वे गाँव गये हैं। शायद आज साँझ तक लौटें। आने पर वे 
आपके दर्शनों का छाभम अवश्य लेंगे । 

“तो क्या बच्चों को भी अपने साथ छे गय हैं 2”, 

और, यशोदा की आँखों से दोहरा उत्तर बह चला। नारद मुनि 
स्तन्ध होगये--वात क्या है ?” 

“बहन ! तुम रोतो क्‍यों हो ? क्‍या तुम्हारे कोई बालक नहीं ?” 

“पोगिराज ? उत्त जन्म में अनेक दुधम्‌ है बच्चों का गला घोटा 
होगा, इसोलिए भगवान्‌ ने इस जन्म में मुझ को वांझ बनाया हैं। 


११४ हदू-धर्म की आख्यायिकाएं * 


घर हूं, वार हैं, प्रभु की कृपा से घर में दो पैसे भी हैं, लेकिन अपने 
पेट की कोई सन्‍्तान नहीं। ज॑सी प्रभु की इच्छा ! इस जन्म में आपके 
समान साथु-सन्तों के आशीर्वाद लेकर मरूँगी, तो अगले जन्म में वाझपन 
का यह कलंक मिटेगा ।/ 

नारद मुनि व्यथित हो उठे, “जहां खाने को दाने नहीं मिलते 
वहाँ वाल-बच्चों की भीड़ लग जाती हैँ, और यह बेचारी एक वालक के 
लिए तरसती है, इसे कुछ नहीं ? मालूम होता हैं, विष्णु के दरबार में 
भी सौ मन तेल तले अंधेरा ही हैं ! यह बेचारी कितनी श्रद्धालु हैं ? 
शंकर पर रोज़,मछलियाँ धोने वाले के घर दर्जनों वालक, और इस 
यशोदा के लिए यह वॉझपन ? कंसा विश्व का न्याय हैं ? मेरे जैसे 
न जाने कितने साधु-सनन्‍्त इसके यहाँ भिक्षा पाते हैँ । कहने को विष्णु 
भगवान्‌ कहेंगे कि तुम सब मेरे अपने हो; किन्तु हमारी शक्ति कितनी ? 
क्या एक श्रद्धालु स्‍त्री को हम एक सन्तान भी नहीं दे सकते ? चलू 
पहले भगवान्‌ विष्णु से ही जाकर मिल्‌, फिर दूसरी बात ।” नारद- 
मुनि ने पटे पर बठे-बेठे ही समाधि लगाई, और भगवान्‌ विष्णु के पास 
पहुँचे । 

“क्यों नारद ? इस समय कहाँ से आये ? बैठो, बैठो ! 

“महाराज ! बैठने की फ़ रसत नहीं है । एक महत्त्व की वात पूछने 
चला आया हूँ।” 

“क्या है, पूछो न ? 

“उस यशोदा के अभी तक कोई सन्‍्तान क्यों नहीं, महाराज ?” 

“आज जिसके घर तम भिक्षा लेने गये थे, वही यशोदा व ? उसे 
इस जन्म में तो ठीक, अगले छह जन्मों में भी कोई बालक व 


होगा । 


भगवान्‌ के नाम पर ११५ 


“अरे-रे-रै, महाराज ! यह कैसा बला हैँ ?” 

“जैसे जिसके कर्म ! में तो कर्म के अधीन हूँ ।” 

“महाराज ! हम साथुओं को उसके घर इतनी भिक्षा मिलती है, 
तो भी उसे कोई सन्ताव न होगी १” 

#“भाग्य में ही न हो, तो क्या किया जाय २” 

“महाराज ! में, नारद, आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्‍या उसे एक 
भी बालक नहीं मिल सकता ?” 

“मुझे तो नहीं दीखता ।” 

“आप विलकुलू सच कहते हैं १” 

“जो है, सो कहता हूँ ।* 

नारद की समाधि| खुली। “जिसे एक बालक तक दिलाने की 
शक्ति अपने में नहीं, उसके घर भिक्षा छेने से क्या लाभ ?” यह 
सोचते हुए नारद ने पटा छोड़ दिया। वह उठ कर खड़े हो गये। 

“हम बाँझों के घर का अन्त आप ग्रहण नहीं करेंगे ?” यश्ोदा 
इससे अधिक कुछ कह न सकी, और नारद सीधे गाँव छोड़कर आगे 
बढ़ गये । ह के 

नारद के जाने पर यश्ोदा ने सारी रसोई गायों को खिला दी और 
स्वयं दित-भर भूखी रही। 

>्< ८ >< 

फिर तो कई दिन बीत गये । यशोदा रोज़ भूतनाथ के दर्शनों को 
जाती, रोज़ एक साथु को भोजन करा कर जीमती और रोज़ भगवान 
शंकर से एक ही वस्तु माँगती । है 

एक बार एक अमावस के दिन यशोदा ने खीर-पूरो का भोजन 
बनाया, और अर्धी-पर्थी रप्तोई वनाकर वह भूतनाथ के दर्शनों को गई ॥ 


११६ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएं 


मन्दिर में जाकर भगवान भूतनाथ की पूजा की, और फिर पता लगाया 
कि कोई अतिथि-अभ्यागत हूँ या नहीं; लेकिन कोई था नहीं । 

“अमृत बहू ! में अपने घर जाती हूँ । कोई अभ्यागत आ पहुँचे तो 
मेरे घर भेज देना; में चूल्हे पर कढ़ी चढ़ा कर आई हूँ ।” 

यशोदा घर गई, रसोई में लगी, रसोई तेयार भी होगई; लेकिन 
कोई अभ्यागत़ नहीं आया । 

यशोदा फिर बाहर निकली । गाँव के दरवाज़े तक गई | पूछ-ताछ 
की। भूतनाथ में पता चलाया। लेकिन कहीं कोई न मिला। ह 

“माँ ! रोज़ एक-न-एक साथु मिल ही जाता हें; और आज ' 
जब तुमने खास रसोई बनाई हैं, एक भी साधु का पता नहीं ! अजब 
बात है !” ह 

“बाँझों के भाग में और क्‍या होगा, वहन 

“माँ ! यह तुम क्‍या कहती हो ? यह भला भगवान्‌ अब मुझे 
वच्चे न दे तो अच्छा हो। वावाजी का माँगा हुआ आटा भी अब 
तो पूरा नहीं पड़ता। हे भगवान ! अब तो माँ के घर पलना' 


१32 
[ 


बँधने दे !” 

“बह, उस तरफ से कौन आ रहा है ?” 

दूर, एक अन्धा चला आ रहा था। सिर पर एक चिथड़ा लपेटे 
था, पैरों में घुटनों तक धूल लगी थी, पिंडलियों पर खरोंचें थीं, हाथ 
में छलाठी। लाढी टेकता-टेकता अन्धा चला आ रहा था। 

“अमृत बहू ! यह कोई साधु मालम पड़ते हैं; जरा पूछो' तो, मेरे 
घर जीमने चलेंगे ? 

“महाराज ! ये यशोदा माँ आपको भिक्षा के लिए बुलाने 


अ ाई हें । ) 


। 


भगवान्‌ के नाम पर ११७ 


“मैया, तम्हारा कल्याण हो ! चलो, में यह आया.।” आगे यशोदा, 
पीछे सूरदास । 

यशोदा ने सूरदास के हाथ-पैर घुलाये, उत्तको पटे पर .बंठाया, 
और चाँदी की थाली और कटठोरियों में भोजन परोसा | 

“महाराज ! अब आप शुरू कीजिये ।” 

“अच्छा, तो में बैदूं ?” 

और सूरदास ने खाना शुरू किया। सूरदास तो सात-सात दिन 
का भूखा था । बैसाख-जेठ की धूप में तपी ज़मीन के अन्दर पानी जिस 
तरह पैठ जाता है, उसी तरह उस रसहीन शरीर में खीर जाने छगी । 
एक कटोरा, दो कटोरे, चार कठोरे। यशोदा भी पुरूकित भाव से 
हँस-हँस कर परोसने छगी। 

“बस, अब तुप्त हो गये मैया ! भगवान्‌ तुम्हें सात बच्चे दें ! 
मूरदास के मुंह से बात निकल पड़ी । 

“महाराज! आप महान्‌ हें। लेकिन जहाँ एक का ठिकाना 
नहीं, वहाँ सात का क्‍या भरोसा ?” 

“मैया ! आज में खूब तृप्त हुआ हूँ । भगवान्‌ तुम्हें सात बच्चे दें ! ” 

एसे तो न जाने कितने आशीर्वाद  यश्ोदा को मिल चके थे; उनमें 
एक और जुड़ गया ! 

सूरदास तो खा-पीकर और तृुप्त होकर . चले गये, और यश्ोदा 
अपने काम से छूगी। हे 

किल्तु भगवान्‌ ने यशोदा को अच्छे दित दिखाये; उसके धर पुत्र 
पैदा हुआ। पुत्न-जन्म की खुशी में उसने भूतनाथ के लिए चाँदी की 
जलूधारी वनवाई, एक दिनःसारे गाँव के चूल्हे बन्द रखवाये;-और 
पाठ्याला में घकर बेंटवाई । ३-3०. 


(९९८ (हल्दु-वम को आल्यायविकाए 


कोई तीन साल बाद दूसरा फल, फिर दो साल बाद तीसरा फल, 
यों एक-एक करके यद्योदा के सात बच्चे हुए । 

फिर एक बार नारद मुनि उसी गाँव में आ पहुंचे, और भूतनाथ ही में 
ठ5हरे। सवेरे कोई दस बजे यद्योदा दर्शनों को आई। आगमें-आगे 
एक बालक हाथ में पूजा की थाली लिये शान से चल रहा था, एक नन्ही- 
सी बालिका के हाथ में चांदी की छोटी कछसी थी, कमर पर लिया 
हुआ एक वालक वहाँ बंठा-बंठा माँ की पीठ पर हाथ चला रहा था, 
और चौथा माँ की अंगुली थाम उसके साथ चल रहा था। दल ने 
भूतनाथ के मंदिर में प्रवेश किया | नारद मुनि ओसारे में बठे तम्बूरा 
बजा रहे थे। उनकी दृष्टि इस दल पर पड़ी। उन्होंने बशोदा को 
पहचाना । यशोदा ने मुनि को पहचाना । 

नारद ने पुछा--'“बहन ! ये बच्चे किसके हैं ?” 

“महाराज ! भगवान्‌ की माया है। आप-जैसों के आशीर्वाद 
फले हैं ।” 

नारद तो स्तव्व रह गये ! “इस'*******'“““यश्ोदा के ये 
बच्चे ! 

“महाराज ! अब आज तो आप भिक्षा लेने यवारेंगे न ? उस 
दिन तो मुझ वाँझ के घर का अन्न आपने खाया नहीं था। यशोदा ने 
नम्रतापूर्वक निमंत्रण दिया । 

- लेकिन सुनता कौन ? 

“इस यशोदा के ये बच्चे ! जिसके नसीब में सात-सात जन्म तक एक 
भी सन्तान न थी, उसके ये बच्चे ? या तो भगवान्‌ विष्णु झूठे हैं 
या यह जो में अपनी आँखों देख रहा हूँ, सो झूठा हैं। चलू , भगवान्‌ 
से ही जाकर पूछ ।”' के 


भगवान्‌ के नाम पर- . ११९ 


तारद तो समाधि में लीन हो गये, और लाल-पीले होते हुए भगवान्‌ 
के पास पहुँचे । 

/ क्यों नारद ? 

“#भगवन्‌'******* 7 

“नारद ! इस समय में वहुत ही काम में हूँ ।” 

“भगवन्‌ ! मुझे केवल एक छोटी-सी बात पूछनी हूँ ।” 

“अच्छी वात हैँ; लेकिन पहले तुम मेरा एक काम कर दो । फिर 
में निश्चिन्त होकर तुम्हारी बात का जवाब दूंगा।” 

“क्या आज्ञा है, महाराज ?” 

“मैंने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया है, जिसमें एक हज़ार आदमियों के सिर 
की ज़रूरत है। तौ सौ निन्‍यानवे तो इकट्ठा हो चुके हैं, एक हजारवाँ, 
कम पड़ता है। सो तुम जरा जल्दी ही ले आओ न ?” भगवान्‌ ने कहा। 

“महाराज ! क्‍यों कोई अपना सिर देगा ? ” 

तुम तो सिर्फ़ इतना ही कहना--''भगवान्‌ के नाम पर. कोई 
अपना सिर दो, और जो कोई दे, सो लेकर चले आना ।” 

“जैसी आज्ञा ! ” । 

नारद मुनि तो भगवान्‌ के लिए सिर लेने निकले। नारद चौदहों 
लोकों में आ-जा सकते थे; इसलिए हरएक लोक में जा-जाकर उन्होंने 
भगवान्‌ के नाम पर सिर माँगना शुरू किया। वे बड़े-बड़े आश्रमों में 
घूमे, बड़े-बड़े देव-मन्दिरों के चक्कर काटे, बड़े-बड़े ऋषिकुछों में गये, 
धाभिक लोगों की सभाओं में जाकर उन्होंने अपनी माँग रवखी, जहां 
चेद-वेदान्त की कथायें पढ़ो जाती थी, वहाँ भी वे पहुँचे, जहाँ भागवत 
के पारायण होते थे, वहाँ भी गये, वारह-बारह वर्षो से जहाँ यज्ञ हो 
रहे थे, वहाँ भी सवाल डाला; लेकिन कहीं से सिर न मिला | 


१२०... हिन्दु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


“मेरा यह त्रिकोक का नाथ भी आखिर पागलों की-सी बात करता 
हैं न ? में तो भटक-भटक कर थंक गया. पर सिर नहीं मिल्ा। चलूं 
अब इस जंगल में आवाज़ छगाता हुआ भगवान्‌ के पास पहुँच जाऊँ ।” 
नारद ने सोचा । 

“हैं कोई, जो भगवान्‌ के नाम पर सिर दे ?” नारद ने जंगल में 
पुकारना शुरू किया।' 

दूर, एक आम के पेड़ तले एक सूरदास बेठा हुआ था । 

पहचाना इस सूरदास को ? वही, हमारी यज्ञोदावाला सूरदात्त 
हैं, जो उस दिन खीर के चार कटोरे चढ़ा गया था । 

सूरदास ने नारद की पुकार सुनी और पूछा--- भाई, किसके छिए 
सिर चाहते हो ?” 

“कह तो रहा हूँ कि मेरे भगवान्‌ के लिए |” 

“अगर भगवान्‌ के लिए चाहिए तो लो, इसे ले जाओ ।” 

जितनी आसानी के साथ बेल प्र से खरबूजा काट लेते हें, नारद 
ने उतनी ही आसानी से सूरदास का सिर काट लिया, और तुरन्त ही 
भगवान्‌ के, पास पहुँचे । 

“महाराज ! 

“अच्छा, नारद हैं ! आ गये ? सिर मिला ?” 

“पहले तो कोई आशा न रही थी। आश्या रखकर जहाँ-जहाँ गया 
वहाँ निराशा ही पल्‍ले पड़ी; किन्तु अन्त में एक सूरदास मिला, उसने 
सिर दिया । | गे ्ि 

', " “अच्छा हुआ। 0० 5 - 0 

“किन्तु महाराज ! अब मेरी बात का जवाब दीजिये न ?! नारद 

ने ज़रा तमक कर कहा।; , 55५, - ७५४ 


भगवान्‌ के नाम पर १२१ 


“बोलो. क्‍या चाहते हो? ” 
“महाराज ! आपने मुझसे कहा था न कि यश्ञोदा के नसीब में 
साव-सात जन्म तक कोई बालक नहीं हैं ।” 
हाँ, कहा था; ठीक नो हूं ।” 
“नो फिर उसके चार वच्चे तो मेने आज अपंती सगी आँखों देखे ! 
“हाँ, सो भी ठीक.है ।” ह 
“क्या ठीक हैं ? सात ज़न्म तक बच्चे न होंगे, यह भी ठीक, और 
में चार बच्चों को आज अपनी आँखों देख आया, यह भी ठीक ?” 
“नारद ! उसके नसीव में तो सात जन्म तक बच्चे थे ही नहीं ।” 
“तो फिर ये क॑से हुए ? नारद ने चिढ़कर पूछा | 
“एक दिन यणोदा के घर एक साधु जीमने पहुँचे । जीम कर तृप्त 
होने परः उन्होंने यश्योदा को आश्ञीर्वाद दिया-- 'मैया ! भगवान्‌ तुम्हें 
त्तात बच्चे दें !” और उसे बच्चे हुए ।” 
“भगवन्‌ ! मेने आपसे पूछा था कि आप कहें, तो में भी उसे 
शीर्वाद दूं; लेकिन आप तो यही कहते रहे कि उसके नसीब में वच्चे 


४ 


हो नहीं । नारद गुस्सा हुए । _* 


हल 


ज्पः 


“हाँ, मेने कहा था। अब सुनो, वह साथु जो था, सो यह सूरदास 
ही था। अगर आशीर्वाद देते समय वह मुझसे पूछने आता, तो उसे-भी 
में यही जवाब देता ।7 , भगवान्‌ ने कहा । “लेकिन वह तो पूछने को 
उहरा ही नहीं । उसने तो बिना सोचे-समझे आश्षीर्वाद दें ही डाला ।! 

“उसने तो दे डाला, लेकिन आपने उस सफल क्यों होने दिया ? 
जाप तो कर्म के अधीन है न 2?! - - : 

“नारद! में कर्म से भी अधिक अपने भक्‍तोंके अधीन हूँ । यह सूरदास 
मेंस भक्त है; मेरे छिए तो इसने अपना सिर दे दिया! ” भगवान्‌ बोले । 


। 


१३५ हिन्दु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


तो हम भयत नहीं हैं ? रात-दिन एक करके हम आपके लिए 
सिर ए दे फिरें, मरें, स्तपे, सो किसी हिसाव में नहीं, क्यों ?” नारद 
मिकोधथ बड़ गया। 

नारद ! ज़रा शान्‍्त होओ। तुम्हारी भवित में ओर इस सूरदास 
४ भक्त में भेद हुें।! 

ण्क्या 2४ ; 

“मेने तुमसे हजारवाँ सिर लाने को कहा. तो तुम दूसरे का सिर 
छासे निकड पड़े ने ? खुद अपना पिरः तुमने क्यों नहीं उतार कर 
ददिया ?' 

नारद की आस नीचे की ओर झुक गईं । 

* मय है कि यज्ञोदा के सात जन्म तक कोई संतान नद्ीीं दोने बाली 
थी। उकिने जी मेरे लिए एक द्वाण का भी थिचार किये जगा अपना 
सिर उतार कर दे दे, उसके लिए मे सब कुछ करना सादिएं, एगा मर 
रद दे! ऐसे भला 6 लसने सो चिजगुप्त के लिख जस्म-जस्माहाद क 
अमा-उधार को भी छेक सकती ४, और साद मझकोी भी बेस सो ८ : 
जज नी लम इसे मुरदास का घिरे लगगे दो, डेकित तुम नहीं जचित 
कि हमसे मानती की लररज से बचत होने के लिए तो में निएल्‍्र हुवा 
पेडलीए धटकता रहता /।/ 

हाट दे गदर आास्मब्यान में छीस हो मरा । अपनी जिस भी हों 
उन्द गये बा बट आजस्‍ब ट गिया। बाज--  मद्रारिज सं दमी दिवस, 
3 आप गुम नदी वाया । 

पीर दर हो समा टी । उल्दीन बसी दे के बॉडका हि जाशीबाद 4, 
दुव कई चर (सदा बद़गे का आड़ फिर मलि्शमाज की ही शा कि व 


हद 0 बत चीति न होम पट | चंद १) 


गगावतरएण 

सगर राजा के दो रानियाँ थीं; एक से असमंजस्‌ और दूसरी से 
६० हज़ार पुत्र हुए । 

असमंजस्‌ बचपन से ही उच्छृंखल ओर दुष्ट था। सारा नगर उसके 
नाम से चिल्लाता था । कोई घर ऐसा न था, जिसे उससे शिकायत न 
हो । राजकुमार असमंजस्‌ सारे नगर के लड़कों से लड़ता-झगड़ता, किसी 
को काटता, किसी को औंधे सिर छटकाता, किसी को गरदन पकड़ कर 
से लगाता, और कुछ को ठेठ नदी तक घसीट कर ले जाता और पानी 
में डुबो देता ! राजधानी में कोई दिन ऐसा न बीतता, जंव लड़कों के खून 
न निकला हो; किसी की आँख में चोट लगती, किसी का सिर फूटता, 
बहुतेरों के बदन छिल जाते और किसी-किसी के घर तो रोना, 
पीटना मच जाता ! लोग त्राहि-त्राहि पुकार उठे; कितु राजा का 
लड़का ठहरा, कहे कौन ? 

कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिर एक दिन 
लोग राजा के पास शिकायत छेकर पहुँचे, “महाराज ! आप चोरों 
और डाकुओं से हमारी रक्षा करते हूँ, कितु अपने पुत्र से आप हमें नहीं 
वचाते | राजकुमार हमारे बारू-बच्चों को बहुत हो सताते हैं, यही नहीं, 
बल्कि उन्हें नदी में भी डाल देते हें ।” 


१२४ हिन्दू-बर्म की आख्यायिकाएँ 


लोगों के ये वचन सुनकर सगर राजा को बहुत दुःख हुआ, और 
बड़े खिन्न व उदास भाव से उन्होंने कहा--'मेरा पुत्र ही मेरी प्रजा को 
सताता रहता हे ! में राजा हूँ; में तो प्रजा के जान-माल की रक्षा 
करनेवाला हूँ। यदि मेरी प्रजा को मेरी ओर से ही तकलीफ़ पहुँचती हैं , 
तो फिर में राजा कसा ? में ही बड़े-से-बड़ा लटेरा हूँ। आप जाइयें 
कुमार असमंजस्‌ को में इसी समय राज्य की सीमा से बाहर निकाले 
देता हूँ ।” 

असमंजस्‌ को देश-निकाला दिया गया। 

एक बार सगर राजा ने अश्वमेथ यज्ञ आरंभ किया | अद्वमेध यज्ञ 
अर्थात्‌ घोड़े को होमने का यज्ञ । इस यज्ञ में जिस घोड़े को होमा जाता 
है, वह अइव शास्त्र की दृष्टि से. किसी भी प्रकार के दोप या ऐव वाला 
न होना चाहिए; घोड़े की आँख में, उसकी पूछ में, उसके मुंह में, 
उसकी चाल में, और उसको पोठ में किसी तरह का कोई दूषण न होना 
चाहिए | यह॒ घोड़ा पथ्वी पर खला छोड़ दिया जाता है, और इसकी 
रक्षा के लिए एक हज़ार सैनिक वरावर इसके पीछे-पीछे घूमते रहते 
हैं। यह घोड़ा जिस राजा की ह॒द में जाता है, वह इसे खुला घूमने दे, 
और. बाँध न ले, तो समझनां चाहिए कि उस राजा ने यज्ञ करनेवाले 
राजा को बड़ा मान लिया है। लेकिन यदि कोई राजा इस तरह अपनी 
हंद में आये हुए घोड़े को खुला न रहने दे, बल्कि बाँध ले, तो समझना 
चाहिए कि वह स्वयं यज्ञ' करनेवाले राजा को अपने से बड़ा नहीं 
मानता । ऐसा होने पर घोड़े के साथ घूमने वाले हज़ार सेनिक अंपने 
धोड़े को छुड़ाने के लछिए उस राजाः से लड़ाई छेड़ते हैं । लड़ाई के बाद 
अंगर घोड़ा खुल गया, यानी सैनिक उसे छड़ा सके, तो वह फिर से 
आगे चलछना शुरू कर देता है, नहीं तो बात वहीं अटक जाती 


गंगावत्तरण श्र्छ्‌ 


इस तरह जब यज्ञ का घोड़ा सभी राजाओं के प्रदेश में स्वतंत्र भाव 
से घमता-फिरता वापस अपने राजा के पास आ जाता है, तभी यज्ञ 
शुरू होता है, अन्यथा नहीं। जो राजा ऐसे सो अश्वमेव यज्ञ करता, 
उसे इन्द्र का इन्द्रासन मिलता । 
सगर राजा ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, और उसकी रक्षा के लिए 
अपने साठ हज़ार पुत्रों को घोड़े के साथ भेजा। एक वार घोड़ा हरे- 
भरे खेतों में इधर-उधर चर रहा था, और सगर के पुत्र जहाँ-तहाँ 
भटक रहे थे । इतने में घोड़ा एकाएक लुप्त हो गया। कुछ देर बाद 
राजकुमारों ने देखा तो घोड़ा ग्रायव ! सब सोच में पड़ गये । इधर- 
उधर दौड़े । खोजा-ढू ढ़ा । मगर पता न लगा | आख़िर सगर के पास 
जाकर बोले--पिता जी ! कोई हमारे घोड़ें को उड़ा छे गया है । 
कौन ले गया, हम नहीं जानते । कहिये अब हम क्या करें ?" 
सगर को क्रोध चढ़ा । वोले--“ तुम क्षत्रिय पुत्र हो । तुम्हें यह 
कहते शरम नहीं आती कि घोड़ा कौन ले गया, सो तुम नहीं जानते ? 
क्षत्रिय बच्चा तो आठों पहर जागता ही रहता हें । कोई उसकी आँख 
में घूल झोंककर छोटी-सी सुई भी ले जाय, तो थूड़ी हैँ उसकी जिन्दगी 
पर ! जाओ, घोड़ें का पता लगाकर ही वापस आना ! ” 
राजकुमार फिर चल पड़ें। जहाँ घोड़ा चरने के लिए छोड़ा था, 
वहां फिर देखा-भाला; ऊेकिन कोई पता न चला। उसके बाद तो 
राजकुमारों ने बड़े-बड़े पहाड़ राँघे, छोटी-मोटी नदियों और नाछों को 
छान डाला, बड़े-बड़े जंगलों में भटके, सारी पृथ्वी की गुफाओं को देख 
शाला, राजा-मद्राराजाओं के महलों में जाकर देखा, लेकिन घोट़े का कही 
पता न चला ! थक्ेन्मादें वे सब फिर सगर के पास आयें और वोले-- 
*पिता जी ! हमने नदी, नाले, पहाड़, जंग, गूफा सनी छान डाले 


१२६ हिन्दू-वर्म की आख्यायिकाएँ 


किंतु घोड़ा कहीं न मिला । हमारी तो समझ में नहीं आता कि वह कहां 
चला गया है !” 

सगर की आंखों में खून उतर आया। वह बोले---/जाओ, तुम 
चले जाओ ! जब तक घोड़े का पता न छगे, मुझे अपना मुह ते 
दिखाना ।” 

राजकुमार सब लौट पड़े। चलते-चलते एक कुमार के मन में 
अचानक यह विचार आया--घोड़े को कोई पाताल में तो नहीं ले गया 
होगा ?” साठों हज़ार भाइयों ने इस विचार को पकड़ लिया, और 
जिस स्थान से घोड़ा लुप्त हुआ था, वहीं खोदने छगे । सगर राजा के 
साठ हज़ार पुत्र; उनके वे भयंकर मुंह और उनकी वे ऋरर करतु्तें ! जब 
वे खोदने लगे, तो धरती डोल उठी, जंगल काँप उठे, नदी-नाले सूखने 
लगे, पहाड़ डगमगाने लगें; इन्द्र का इन्द्रासन भी क्षण-भर के लिए डिग.. 
उठा। महान्‌ उल्कापात-सा मच गया ! * 

खोदते-खोदते वे ठेठ पाताल तक पहुँचे । वहाँ उन्हें एक मनोहर 
अरण्य मिला | अरण्य के एक बड़े वृक्ष से सगर का घोड़ा बचा हुआ 
था, और वहाँ से थोड़ी दूर एक रत्नशिला पर कपिल मुनि समाधि 
लगाये बेठ थे। 

“अरे, यह रहा हमारा घोड़ा ! ” - न 

“ अरे हां, हमारा ही घोड़ा है; विलकुल हमारा ।” 

“लेकिन इसे यहाँ बाँधा किसने ? 

“दीखता नहीं, अंधे हो ? वह जो चबूतरे पर बेठा है, उसी ने ।” 

“अरे, यह तो कोई ऋषि है, ऋषि ! ” ह 

“क्या कहनें हें, ऋषि के ! यों आँख मूंद कर और तन कर बेठने 
से क्या कोई ऋषि बन जाता है ?” हे 


गंगावतरण १२७ 


इस तरह चर्चा चल ही रही थी कि इतने में सारा दक कप्रिल मुनि 
की रत्नशिला के पास जा पहुँचा । 

“वाह रे मेरे ऋषि ! ” कह कर एक ने कपिल मुनि की दाढ़ी पकड़ी 
ओर हिलाई। 

“अरे, तुम्हारी आवाज़ से इनकी तपस्या में वाधा पहुँचेगी।--'कह 
कर दूसरे ने कपिल के कान में लकड़ी ढठंस दी । 

“देखें, इसे ठीक से प्राणायाम करना आता हूं या नहीं ?” तीसरे 
ने नथनों में छोटी-छोटी रस्तसियाँ घुसेड़ीं । 

“वाह रे तेरा आसन !” कह कर चौथा उनकी गोद में बठ गया । 

“भाइयों ! चुप रहो, हल्ला मत करो ! इसकी आत्मा ब्रह्मरंध्तर 
में लीन हो गई हूँ ।” कह कर किसी ने सिर में टकोर मारी । 

इस बीच हल्ले-गुल्ले के कारण कपिल मुनि की समाधि टूठ गई; 
उनके चित्त का व्यूत्थान हुआ और धीमे-धीमे आँख पर पड़ी हुई परूकें 
उघड़ने लगीं । 

“वाह रे पट्ठे ! एक तो घोड़ा चुरा कर ले आया, और फिर ध्यान 
लगा कर बंठा हूँ !” किसी एक ने कहा । 

दूसरे ने मुनि का माथा पकड़ कर हिलाना शुरू क्रिया और कहा-- 
“नहीं, नहों; इस बेचारे को तो मालूम तक नहीं। यह तो भोछा- 
भाज़ा ऋषि है। यह वया जाने कि हमारा घोड़ा कौनसा हूँ ? इसके 
हाथ घोड़े को खींच कर ले आये होंगे, और द्वाथों ने ही उसे यहाँ लाकर 
बांघ दिया होगा क़सूर तो सब इसके हाथ का हैं, इसका नहीं। कहो 
मुनि महाराज ! ठीक हैं ने 7” 

फपिल की पलके उधघड़ीं, सो उघड़ीं | सगर के सनी पृत्न उनकी 
ओर देसने हुये । उनकी छेड़-छाड़ और हँसी-मज़ाक तो चढल ही रहा था। 


१२८ | हन्द-धर्ं को आख्यायिकाएं 


'इतने में कपिल मुनि की आँखों से अग्ति प्रज्वलित हुई, और उसकी 
लपटों ने साठों हजार सगर पुत्रों को .घेर लिया। फिर तो पूछना ही 
क्या था ? एक क्षण पहले जहाँ मानवों के दल-के-दल खड़े थे; वहाँ 
राख की ढेरियाँ लग गई, और साठ हज़ार राख की ढेरियों से वह 
स्मशान भर गया ! कपिल की पलकें फिर आँखों पर ढल पड़ीं, और 
अरण्य में पुनः घान्ति छा गई । 

सगर राजा अपने पुत्रों की और घोड़े की राह. देखते-देखते थक 
गये । कुछ दिन बाद सगर को मालूम हुआ कि पुत्र तो सब, जल कर 
भस्म हो गये हैं । ह । 

“अब क्या किया जाय ? असमंजस को देश-निकाला दे रक्‍्खा हैं, 
और साठ हज़ार पुत्रों की यह गति हो चुकी है । यज्ञ न होगा, तो 
मेरा संकल्प अधूरा रहेगा और मेरी अवगति होगी ।” 

५ असमंजस्‌ के अंशुमान तामक एक पुत्र थ्रा। सगर उसे अपने पास 

ही रखते थे । अशुंमान को अपने समीप बुलाकर सगर ने कहा--“बेटा !. 

तुम्हारे पिता को मने निर्वासित कर रखा है, और तुम्हारे साठ हजार 

काका कपिल के क्रोध से जल कर राख हो चुके हैं। कपिल के पास यज्ञ 

का घोड़ा हे। तुम उसे ले आओ, तो मेरा यज्ञ हो सके, और अपना 

'संकल्प पूरा करके में स्वर्ग को यात्रा कर जा सक्‌ । 

“जैसी आपकी आज्ञा ! ” कहकर अंशुमान चल पड़ा, और उसके 
-काकाओं ने जो मार्ग खोद रवखा था, उस मार्ग से वह कपिल मुनि के 
आश्रम में पहुँचा । राख की साठ हजार ढेरियों से घिरे हुए आश्रम में 
कपिल मूनि को तपस्या करते देख अंशुमान वहाँ पहुँचा, और उन्हें प्रणाम 
करके बैठ गया । | 

बड़ी देर वाद कपिल ने पूछा--“बेंटा ! केसे आना हुआ ? 


गंगावतरण १२१ 


“महाराज ! एक प्रार्थना करने आया हूँ।” ह 

“क्या प्रार्थना हूँ ? 

“इस झाड़ से यह जो घोड़ा वँधा हैँ, सो कृपाकर मुझे दे दीजिये ।” 

“तुप्त इस घोड़े को सहर्प ले जाओ । जानते हो, इसे यहाँ कौन 
बाँध गया था ” 

“नहीं महाराज ! 

“सुनो ! तुम्हारे दादा ने निन्‍्यानवे यज्ञ तो पूरे किये हैं, और यह 
उनका सौवाँ अश्वमेध हैं । यदि उनके सी अश्वमेघ पूरे हो जाये, तो 
उन्हें इन्द्रासस मिले और इन्द्र को स्वयं हटना पड़े, इस डर से इन्द्र 
ही ने तुम्हारा यह घोड़ा चुराया हैं, और इसे यहाँ इस आश्रम में बाँध 
दिया हैँ।” कपिल ने कहा 

“स्वयं देवों में भी इतनी ईर्ष्या रहती हैं ? यदि ऐसा हैँ, तो फिर 
इरद्र बना ही क्‍यों जाय ?” अंशुमान बोला । 

“सच हैं। इसीलिए ऋषि स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करते ।” कपिल 
ने कहा । 

“महाराज ! मेरे इन काकाओं को आपने जलाकर भस्म कर डाला 
हैं। क्‍या इनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं ?” अंशुमान ने हाथ जोड़ 
फर पूछा । ' 

“देखो, तुम्हारे ये काका अपने पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हूँ । 
एनके घोर कर्मो की वात तुमसे छिपी नहीं। तिस पर इन्होंने समाधि 
भा समय मुझको सताया, इससे में अपने फरोध पर काबू न रख सका।" 
फपिल ने कहा । 

“वे थे तो इसी दशा के योग्य । किल्तु आपके सम्रान मुनि के 
देन करके नी मु्ते अपने काकाओं के उद्धार का मार्ग ने मिछे, तो 


१३० हिन्दू-धर्म को आख्यायिकाएँ 


आपके दर्शन वृथा हों। अतएवं कृपालु ! इनके उद्धार का कोई मार्ग 
सुझाइए ।” अंशुमान ने नम्मतापूर्वक कहा । ु 

कपिल ने क्षणाद्ध के लिए अपने नेत्र मूंद लिये, और फिर अं 
निमीलित नेत्रों से बोले---/ बेटा ! इन काकाओं के उद्धार का एक ही 
मार्ग है। गंगाजी स्वर्ग से उतर कर अपने जल से इस राख को पवित्र 
करें, तो तेरे काकाओं का उद्धार हो। दूसरा कोई मार्ग नहीं ।” 

“क्रपा हुई, महाराज ! ” अंशुमान ने उत्तर दिया। “अब हमारा: 
काम है कि हम गंगाजी को पृथ्वी पर लायें।”” 

“बेटा, इसे तुम कोई छोटा-मोटा काम न समझना । यह एक आदमी 
के जीवन का भी काम नहीं । इसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयत्त 
करना होगा ।” 

“महाराज ! आप हमें यह आशीर्वाद दीजिये कि हम इस तरह 
का प्रयत्त कर सकें।” अंशुमान बोला और मुनि के आशीर्वाद सहित 
घोड़े को लेकर वापस सगर के पास आया । 

इसके बाद अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर छाने के लिए कठोर से 

कठोर तपरचर्या शुरू की, और तपस्या - करते-करते ही उसका देहान्त 
हो गया। अंशुमान के बाद उसका पुत्र दिलीप गादी पर बंठा । किन्तु 
दिलीप की गादी भोग-विलास के लिए थोड़े ही थी ” उस गादी पर 
बेठनेवाले को तो काकाओं के उद्ार के लिए तप का उत्तराधिकार 
मिला था, और दिलीप ने उसे अन्तःकरण पूर्वक स्वीकार किया था # 
दिलीप ने भी गंगाजी को लाने के लिए घोर तप किया, किन्तु तप का 
परिणाम निकलने से पहले वह भी चल बसा। 

दिलीप के अवसान के बाद गादी का और तप का उत्तराधिकार 
उसके पुत्र भगीरथ को मिला। भगीरथ ने सगर के परात्रमों की 


ह 


६७ >> हू ५ कमी >नकोनकिनल कक ना३र 


गंगावतरण १ 


जरा 


4 
$ 


कथायें सुनी थीं; भगीरव ने असमंजस की ओर साठ हजार काकाओं की 
दुर्दशा के हाल भी सुने थे; भगीरय ने अपने कुछ के कर्ूंक की बात भी 
सुनी थी; अपने कुल के इस कलूंक को धो डालने के लिए भगीरध तैयार 
हो गया । भगीरथ ने उम्र तपरचर्या आरम्भ की । गंगाजी उसकी तपस्या 
मे प्रसन्न हुई भर बोलीं--“बेटा, में तेरी तपरश्चर्या से प्रभन्न हुई हें 


हें 
गि, मांगे, वर माँग ! 


मग्ी रथ ने कहा--मातरू, पतित-पावनी गंगे ! में नलीनांति* 
जानता हूं कि आप चाहें तो मुझे मोक्ष देने की सामर्थ्य रखती हे । 
आपके समान देवता जब प्रसन्न होते हैं, त्तो उनसे मोक्ष छोड़ कर संसार 
फी और कोई वस्तु मगिना मूर्खेता है । किन्तु हे मातर्‌ ! आज मेरा 
मन मोक्ष नहीं चाहता । आज तो मेरे लिए मोक्ष से बढ़कर बस्तु मेरे 
“मं काकाओं का उद्धार है । इसलिए हें देवि ! में एक ही वस्तु मांगता 
हें। जिस तरह आप स्व में बहती हूँ, उसी तरह पृथ्वी पर भी बहिये 
और अपने अमृत से हमारे मानव कुल को कुतार्थ कीजिये ।“ 

गंगा बोलीं---'“बेंटा भगीरव | तेरे दादा अंशमान ने ओ 


रे पिता 
दिलीप ने इसी संकल्प फे साथ अपनी देंह छोड़ी हूँ। तू भी इस संकर्प 


झ लिए अपनी काया को घुला रहा है । किन्तु बेटा ! तू नहीं जानता 
कि मेरे लिए भलोक में आना कितना कठिन हैं ! आज में विष्णममगयान 


॥% भेंगठे में समाई रहती हूं । फिन्‍तु वहाँ से निकलने पर मेरे त्थोत के 


गत सहेगा ? यदि में सीधी पणथ्चों पर पड़, तो पथ्यी रसातल को 


भरी जाय। भेरे अवतार का भार पहन करने के छिए किसी 
जीत्मा मा जायब्यफता टु। 


सम - 


गगोरप क्षय भर निराय टुआ भर पोडा-- 'देधि ! थाने गोरफ 
की में समझता ट। आप ही बताइये कि फीस जापइडा भार उहने झ 


श्३२ हन्दू-वर्म की आख्यायिकाएं 


सकेंगे। मेरे जैसा पामर इसे कंसे जानें ? में तो एक ही बात जानता 
हैँ कि किसी भी तरह आपको पृथ्वी पर छा कर अपने काकाओं का 
उद्धार करता हूँ ।” 

“बेदा भगीरथ ! यदि कोई मेरे प्रवाह को झेलने में समर्थ है, तो 
एक शकर हूँ। में भगवान्‌ विष्णु के चरण का त्याग करके निकलूगी, 
तो शंकर को भी थोड़ा सोचना पड़ जायगा | लेकिन शंकर यदि चाहें, तो 
वे मुझे झेल सकते हैँ । इसलिए तू शंकर के पास जा | गंगा ने कहा 
ओर वह अन्तर्द्धान हो गई। 

भगीरथ शंकर के पास गया और तप करने लूगा। शंकर ने प्रसन्न 
होकर वरदान दिया। भगी रथ ने माँगा--' दिवाधिदेव ! मेरे साठ सहस्या 
काका कपिल मुनि के क्रोध से जल कर भस्म हो गये हेँ। उनके उद्धार 
के लिए हम आज तीन पीढ़ी से तप कर रहे हैं। अबकी गंगादेवी 
हम पर प्रसन्न हुई हैं, और अपने अमृत से मेरे काकाओं का उद्धार करने 
को तंयार हें।” | 

“तो फिर तुम वया माँगना चाहते हो ?” भगवान्‌ शंकर बोले । 

“प्रभो ! गंगाजी पृथ्वी पर आने के लिए तो तंयार ही हें, किन्तु 
उनका भार वहन करने को कोई तंयार नहीं।” भगीरथ ने कहा। 

“गंगा इतनी भारी हैं ? ” । 

“माताजी तो कहती थीं कि यदि वे सीधी पृथ्वी पर पड़ें, तो पृथ्वी 
रसातऊर को चली जाय ।* 

“बात तो सच हूँ; अकेली पृथ्वी में इतनी शवित नहीं ।” 

“इसीलिए में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप गंगाम॑या 
का भार वहन करना स्वीकार करें। तभी वह पतित-पावनी देवी पृथ्वी 
पर पधार सकेगी, और तभी मेरे पुरुखों का उद्धार हो सकेगा ।' 


औ+ ०7 5५ ४७3५ २मनकण-+े ऑक २०» ५८ +५००१५- 


'नललम्ज>3०+ ५७) 4. >र 2०७ ८तन->-2मन-+प»»प७»५->ज 





हल त+जलज +>+3ट3>>त +3बनजीननन+- >>-+>न+ + क्‍+०४००-+५०»>०«०००- ० +« 


गंगावतरण १३३ 

“बेटा भगीरथ ! तेरी तपश्चर्या को देखते हुए तो में तू जो कहे, करने 
को तेयार हूँ, और गंगा को भी झेल छू गा। किन्तु''””'““दंकर ज़रा रुके । 

भगीरव कह उठा--'सो तो माताजी भी कहती थीं कि शंकर 
को भी सोचना तो पड़ेगा ही ! 

“अच्छा ? भशञ्ञे, शंकर को भी, सोचना पड़ जायगा ? श्वंकर नें 
फहा। “मालूम होता है, गंगा मुझको भूल गई हैं। जा। अपनी 
गंगा से कहना, शंकर तेयार हें; वह खुशी से उत्तरे। शंकर उसे 
अपनी जटा में झेछ छेगा।” 

भगीरथ वापस गंगाजी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि शंकर 
भे उनका नार सेलना स्वीकार किया है 

और गंगा निकेछों। भगवान्‌ विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से 
निर्मे अमृत बहने लगा; और वह ब्वेत स्रोत नाचता, कूदता, भाकाश 
को चीरता, देवों को चकित करता, पवन में क्रीड़ा करता, उछछझता, 
नीचे को उत्तरने छगा। 

ग्री पर भगवान्‌ शंकर उसे झेलने सड़े हैं। उनकी के 
व्यापच्म है, गे में गण्डमाऊ है, दोनों हाथ कटि पर टिकाये हूं, भा 
ऊपर आकाश को तक रही हैं। गंगाजी घंकर की जठा में समाई, सो 
समा ! भगीरप घंकर भगयान्‌ के समीप प्रतीक्षा करता खड़ा है 
फिन्तु गंगा कहाँ ? यहू जठा में से बाहर क्‍यों नहीं निफछ रही ? घड़ी 
बीती । दा पड़ी बीती । भगीरध ता पवराने छगा। 

“हुं गंगामेया । बादर पधारों। यह दीन सेब आपकी बाद 
जोरता सड़ा है ।7 नगीरव ने ज्ञात स्वर से कहा। 

फिलु गंगा तो जठा में उछस्त गई थीं थे याहुर किस सर्द 


लय 


निवासी ? ब्या घेंकर की जहा में से निवलना सरझ था; गगाज़ी 


मर में 
ग से 


हन्दू-बर्मे को आख्यायिकाएँ 


जटा में खूब भटकने लगीं; पर कहीं मार्ग मिले तब न ? कंसे भी हों, 
आखिर थे तो शंकर न ? 

“मेंने शंकर का तिरस्कार किया था, कहीं उसीका तो यह परिणाम 
नहीं ?” गंगाजी थक गई। उनकी खिसियाहट का पारन रहा। जब 
उन्हें अपनी भूल मालूम हो गई, तो कहीं वड़ी मुश्किल से उन्हें रास्ता 
सूझा और वे बाहर निकलीं | 

फिर तो आगे-आगे भगीरथ और पीछे गंगाजी । हरद्वार के पास 
से होकर अटकती-भटकती गंगा की वह धारा कपिल के आश्रम के निकट 
पहुँची और भगीरथ के साठ हजार काकाओं की भस्म को भिगोकर 
पवित्र करती हुई आगे वढ़ गईं, और अन्त में समुद्र से जा मिली । 
इस प्रकार सगर के साठ हज़ार पुत्र स्वर्ग सिधारे। 

भगी रथ की लाई हुई इन भागीरथी का जल आज भी उसी तरह 
प्रवाहित है, और वेसा ही पतित-पावन है । 


१६१३ 
वीरभद्र 


उमा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों का 
बार न था। उनके जमाइयों को देखो, तो बड़े-बड़े दिग्गज लोग ! दक्ष की 
सत्ताईस लड़कियाँ तो अकेले चन्द्र से व्याही गई थीं; तेरह कश्यप को 
दी गई थीं और दो कृशाइव को । ऐसे बड़े-बड़े जमाइयों के ससुर वन- 
कर दक्ष बहुत हो प्रतिष्ठित वन गये थे। भगवान्‌ शंकर ही एकऐसे 
जमाई थे, जो दक्ष को दुश्मत-से लगते थे--बुरी तरह खटकते थे। दक्ष 
बिलकुल नहीं चाहते थे कि उनकी प्यारी उमा शंकर को अपना पति 
बनाये । एक तो शंकर दीखने में अशोभन, स्वभाव के अलमस्त और 
खान-पान में भाँग-धत्रे के शौकीन ! दक्ष के समान प्रजापति की कन्या 
ऐसे शंकर से शादी करे तो दक्ष दुनिया को कया मुंह दिखाये ? किन्तु 
उमा के दृढ़ निश्चय के सामने दक्ष दीन बन गये । उमा की यह अठल 
प्रतिज्ञा थी कि ब्याह तो शंकर से ही करूंगी, और अच्त में उन्होंने 
शंकर से ही ब्याह किया। गा 
लेकिन ब्याह एक बार हुआ सो हुआ। विवाह के बाद लड़की 
ससुराल जाती है, ससुराल में धीरे-धीरे हिलने-मिलने रूगती है, वहां 
के जीवन से समरस होती है, वाल-बच्चे होते हैं, घर में. मन- रम जाता 
है, फिर भी मायका तो. आख़िर मायका ही है। पिता के घर की तुलना 


हिन्दु-धर्म की आख्यायिकाएँ 


क्या ? दुनिया में दूसरा कोई पीहर बन सकता है ? किन्तु उम्रा के 
भाग्य में मायके का सुख, पीहर का आनन्द, नहीं बदा था। उन्होंने तो 
दक्ष का महरू एक बार जो छोड़ा, सो छोड़ा । फिर वे थीं, उनका 
कलास था, और थे कंलासपति ! न कहीं जाना, न आना। दक्षप्रजा- 
पति के घर उनकी दूसरी पुत्रियां आतीं और रहतीं, किन्तु, उमा तो 
शंकर के साथ फेरे फिर कर जो गई, सो फिर कभी उन्होंने दक्ष की 
दहलीज नहीं देखी ! 

आज दक्ष के घर यज्ञ शुरू हुआ था। देश-विदेश से ब्राह्मण बुलाय 
गये थे; स्वर्ग से देव आये थे; दल-के-दल यक्ष और किन्नर आ पहुँचे थे; 
नंद, नदियों और सरोवरों का पानी मेंगाया गया था; देश-विदेश के 
राजा आये थे, दूर पास के देशों से दर्शनाथियों की भीड़ आ पहुँची थी; 
बेंटियाँ आई, जमाई आये; समधी आये, समधिनें आई। ने आई 
एक उमा। हज़ारों छोग कैलछास के पास से जाते थे, और जाते जाते 
पुछते थे---''क्यों बहन ! अभी तक यहीं हो ? पिता के घर दो दिन 
पहले जाना चाहिये न ?” 

एक ने आकर कहा--/“बहन ! पिता के घर से कोई बुलावे की 
राह देखता है ?” ह 

दूसरी आई और बोली--'घर तो रोज़ की चोज़ है ने ? पीहर 
कहीं राज-रोज़ जाया जाता हैं ? 

तीसरी आई ओर कहने छलगी--उम्रा ! क्‍या तुम्हें अपनी सभी 
माँ की भी याद नहीं आती ? चछों, मेरे साथ चलो ।” 

उम्रा किसी से कुछ कहती न थीं; उन्होंने अपना मुह सी लिया 
या, किस्तु मन को विफछता तो बढ़ती ही जाती थी । 


यज्ञ के दिन समीप आने लगे । एक दिन रात के समय शंकर को/ 
गय्या के पास बेठे-बैठे उमा कहने छगीं-'“महाराज ! मुझे यज्ञ में जाके 
की अनुमति दीजिए ।” 

“देवि ! बिना बुलाये ? ” शंकर ने कहा। 

“हाँ, सो में समझती हूँ। किन्तु अब और निमंत्रण की प्रतीक्षएर 
करने की इच्छा नहीं होती ।” उमा की साँस में गरमी आ रही थी । 

“उमा तुम भूल करोगी--धोखा खाओगी । जो पिता तुम्हारा मुंह 
तंक देखना नहीं चाहता, उसके घर इस तरह जाना हितकर नहीं है |” 
शंकर ने कहा । 

“मुझे भी मेरे अन्दर बेठा हुआ कोई बराबर मना कर रहा है ।' 
फिर भी दिल होता है कि चल, एक बार हो आऊँ। मेरी जतनी वहाँ 
है, फिर मेरे लिए वहाँ अड़चन किस बात की ? मुझे रोकिए मत। जाने 
द्ीजिए। आप स्वयं चाहे न आइए ।” उम्ता ने आग्रह के साथ कहा | 

“मुझे तो जाना ही नहीं है । तुम भी न जाओ तो अच्छा हो।” 

“लेकिन में तो जाऊँगी । इतने-इतने वर्ष बौत गये, मेंने कभी जाने 
का नाम लिया हैं ? आज इच्छा होती है कि मुझे जाना ही चाहिए । 
जिसके पेट में नौ महीने रही, उसकी आँखों में अपने लिए ,जगह न 
देखूंगी, तो वहीं जल मरूँगी, किन्तु जाऊंगी जरूर। आप मुझे मात्र 
अनुमत्ति दीजिए ।” उम्रा ने आकुल भाव से कहा | 

“तो अच्छी बात है, जाओ ! जो देव ने सोचा होगा, सो होकर 
रहेगा । इन दो गणों को अपने साथ लेती जाओ; संभव हे, कभी इनका 
कोई काम पड़ जाय । 

तो उमा चलीं। उन्होंने हिमांढय के हिमाच्छादित शिखरों को 
एक बार जी भर कर देख लिया; केलास को, प्यारे कैलास को फिर से 


१३८ हिन्दू-धर्म की आख्यायिकाएँ 


'एक बार अपनी आँखों में समा लिया, एक पलछू भर अपने शंकर को 
हंदय की किसी निगूढ़ गृहा में स्थापित कर लिया, और फिर वेग से 
खाई की ओर दौड़ने वाली पहाड़ी नदी की तरह सती पर्वत से नीचे 
उतरने लगीं । 

उमा दक्ष के राज्य में पहुँचीं, उमा दक्ष की राजधानी में आई, 
उमा ने दक्ष के महलों में प्रवेश किया, उमा दक्ष प्रजापति की यज्ञ-भूमि 
में उपस्थित हुईं। दक्ष अपनी स्त्री के साथ एक बड़ी चौकी पर बेढे-बंठे 
होम कर रहे थे; घी की आहुतियों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी; 
उमा अपने माता-पिता के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उमा को 
देखते ही दक्ष ने मुंह फेर लिया, ओंठ चबा लिये; किन्तु माँ की आँखें 
हँस पड़ी: “कौन, बेटी उमा ! आओ, इधर आओ, बिटिया ! ” माँ 
“ते हाथ से संकेत कैरके उमा को अपने पास बुलाया । 

दक्ष से यह देखा न गया । वह तुरन्त ही दहाड़ उठे: 

“इसे यहाँ किसने बुलाया था ? यहाँ इसका क्‍या काम है ? कह दो 
इससे कि वापस चली जाय। मालूम होता है, यह इस यज्ञ को पूरा 
होने देना नहीं चाहती । वह जोगी तो नहीं आया है न ?” 

एक बहन माँ के पास दौड़ती हुई आई और बोली--माँ, माँ, 
जीजी आईं।” 

दक्ष और भी भिन्ना उठे । आहुति डालना छोड़ दिया और गरजे-- 
“बड़ी जीजी वाली आई हैँ। तुम्हें जीजी-दीदी करना हो, तो तुम 
“भी अपना रास्ता पकड़ो | किसने बुलाया था इस पापिनी को ? छूगता 
हैं, सुख से यज्ञ करने देना नहीं चाहती |” 

“पिताजी ! ” उम्रा ने घीमे स्वर से पुकारा | , ४ 

दक्ष ज्यों के त्यों बैठे रहे । 


